इछ by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


~ 


सांस्कृतिक नृविज्ञान _ 


परिभाषा कोश 


वेज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग 
केन्द्रीय हिन्दी. निदेशालय 
शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय 
£ भारत सरकार 
1977 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


| 
os या 


RR 


\ 


be conn rr UP Ste ii rao A ‘ 
=~ (0-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


सांस्कृतिक नृविज्ञान 


परिभाषा कोश 


वेज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली AAT 


केंद्रीय हिदो निदेशालय 
शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय 
° भारत सरकार 


1977 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


-x am 


४. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(@पारत सरकार 1977 | 

| 

| मूल्य : रु० 24. 00 (देश में) | 
£2.80 या $8.64 (विदेश Ñ) | 

| 

| 

प्राप्ति स्थान : | 

1. केंद्रीय हिंदी निदेशालय, | 


पश्चिमी खंड 7, रामकृष्णपुरम्‌, 
नई दिल्ली-1100 22. 


2. नियंत्रक, of 
प्रकाशन विभाग, | 
भारत सरकार, 
पुराना सचिवालय, 
दिल्ली-110006. 


। 

प्रकाशक : | 
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, । 

भारत सरकार, i | 

दिल्ली | | 

भुद्रक : भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली-11008.. | 

| 


e | 


PR een In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ; 


1 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


विषय सूची 

EES 
प्रस्तावना 5 5 ८ ; : (iii) 
बैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग (v) 
संपादन परामश मंडल 5 ; 3 (vi) 
निर्देश . ; र 5 $ टि (ix) 
सांस्कृतिक नृविज्ञान परिभाषा कोश . दि : (1) 
सूचक . ह é : ; 2 (222) 


e 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ae च 


< 


| 


EL *ऋुोऋआ CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


प्रस्तावना 


मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के विषयों की 1970 तक अन- 
मोदित शब्दावली का समेकित शब्द संग्रह प्रकाशित करने के वाद यह 
आवश्यक समझा गया कि इसमें समाविष्ट संकल्पनाओं की परिभाषाएं 
तयार करने का काम हाथ में लिया जाए। तदनुसार “सांस्कृतिक नविज्ञान 
को परिभाषाग्रों के निर्माण का कार्य आरंभ किया गया। 


कोश में लगभग 1500 परिभाषाएं ली गईं gi इन्हें तैयार करते 
समय उपलब्ध कोशों तथा पाठूय-पुस्तकों से सहायता ली गई है। हमारा 
उद्देश्य ऐसी संक्षिप्त परिभाषाएं देना है जिनमें यथासंभव सरल भाषा में 
संकल्पनाग्रों के सभी आवश्यक तत्वों का समावेश हो । विषय की 
च्याख्यात्मक संकल्पनाश्रों की व्यापकता को देखते हुए इस कोश का कलेवर 
छोटा है। इसमें मूलभूत संकल्पनाओं को ही सम्मिलित किया गया है। 


इन परिभाषाश्रों पर विचार कर उन्हें अंतिम रूप देने में जिन 
विशेषज्ञों ने हमें सहयोग दिया है मैं उनके प्रति आभार प्रगट करता हूँ । 


am है यह कोश छात्रों तथा जिज्ञासु पाठकों के लिए उपयोगी 
सिद्ध होगा। 


वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग 


केंद्रीय हिदी निदेशालय 
शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय 
भारत सरकार 
नई दिल्ली 
A हरबंसलाल शर्मा 
अध्यक्ष 
दिसंबर, 1977 


(iii) 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


JP State Museum, Hazratganj. Luc know 


"oe 


aa i? <S 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


वेज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली AAT 


अध्यक्ष 
Sto हरबंशलाल शर्मा 


सदस्य 
Sto जयकृष्ण 
कुलपति, 
रुड़की विश्वविद्यालय, 
रुड़की 
डा० Mo Ato MEAT, 
कुलपति, 
दिल्ली विश्वविद्यालय, 
दिल्ली । 
डा० पी० एन० वाही, 
भूतपूवं महानिदेशक, 
भारतीय चिकित्सा भ्रनुसंधान परिषद्‌, 
नई दिल्ली । 
Sto एस० Fo मुखर्जी, 
सहायक महानिदेशक, 
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌, 


नई दिल्ली । 
परामशंदाता : 
Sto नगेंद्र, 
Sto हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, 
दिल्ली । 
र (४) 


a 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


j 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


संपादन परामश मंडल 


डा० श्यामा चरण दुवे, 
निदेशक, 
भारतीय उच्च ग्रध्ययत संस्थान, 
शिमला | 
sto विक्रम किशोर राय बर्मन, 
उपमहापंजीयक, म 
भारत सरकार का महापंजीयक कार्यालय, 
नई दिल्ली । 
डा० कृपाशंकर माथुर, 
अध्यक्ष, 
मानवविज्ञान विभाग, 
लखनऊ, विश्वविद्यालय, 
लखनऊ। 
डा० जयदयाल मेहरा, 
उपाचार्य, 
मानवविज्ञान विभाग, 
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली । 
श्री जगमोहन सिंह भण्डारी, 
प्राध्यापक, 
दिल्ली विश्‍वविद्यालय, 
दिल्ली । 
श्री जीवन नायक, 
प्रधान संपादक, 
qo त° श० आयोग 


संपादन 
कु० माधुरी निगम 


संपादन सहायक 
श्री अरविन्द ग्राशधीर 


(vi) : 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust; Delhi and eGangotri 


प्रकाशन 
श्री रामेश्‍वर प्रसाद मालवीय अपर निदेशक 
डा० वल्लभ दत्त सहायक निदेशक 
श्रीमती निर्मल चोपड़ा तकनीकी सहायक 
श्री वेदब्रत गुप्त प्रूफ वाचक 
श्री नानक चंद प्रूफ वाचक 
(Vii) 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


| 
र 
| 
| 
$ 
| 
| ” 
(i ! 
aif l 


00 ५७० Domain. ÙP Stato Musou CC-0. In Public Domain. ÙP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


निर्देश 
1. परिभाषा कोश में प्रविष्टियां अंग्रेजी के अकारादि क्रम में दी गई हैं। 


2. जिन पर्यायो की परिभाषाएं अथवा व्याख्याएं एक जैसी हैं वहां 
परिभाषा की पुनरावृति न कर केवल उससे पूर्व परिभाषित शब्द का 
उल्लेख कर दिया गया है। यथा-- age group की परिभाषां न देकर दे०- 
age class अंकित किया गया है। i 

3. जहां पर्याय एक से अधिक अर्थों के द्योतक हैं, वहां परिभाषाएं 
नम्बर 1, 2 लगा कर दी गई हैं। यथा- 


archaic 
Abraxas 


4. वर्गीय अथवा प्रधान संकल्पनाओं की परिभाषाएं देते समय 
परिभाषा के अन्त में वर्ग विशेष की उन प्रविष्टियों का निर्देश कर दिया 
गया है जो कोश में maa स्वतन्त्र प्रविष्टियों के रूप में आई él 


इनमें संकेत हैं दे०.. भी 1 यथा-- 
Medicine man के साथ Shaman 
clan 5D sib = 
ritual >, rite भी देखें । 


5. जहां एक संकल्पना का प्रयोग संज्ञा, विशेषण अथवा क्रिया रूप 
में अलग-अलग हुआ है उनके पर्यायों तथा परिभाषाओं को यथारूप अंकित 
कर दिया गया है। यथा-- 


archetto (ao) कुलाल चिक्कणदंड 
(क्रिश) मिट्टी चिकताना 
ceremonial (Ho) समारोह, उपचार कृत्य 


(विशे०) औपचारिक 
6. अंग्रेजी के दो समानार्थी शब्दों को (र) चिह्नित कर परिभाषित 


किया गया है। यथा adelphic Polyandry 
(=fraternal polyandry) 


(ix) 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


+ 


Digitized by Sarayu Foundation we Delhi and eGangotri 
xX 


7. अंग्रेजी के एक ही शब्द की यदि एक से अधिक adit मिलती 
हैं तो उन्हे भी (=) चिह्नित fear गया है। यथा- 


aetheria ades 
(=etheria) (=hades) 


8. परिभाषाओं में पहले अंग्रेजी शब्द दिया गया है। उसके बाद 
हिन्दी पर्याय ग्रौर हिन्दी पर्याय की परिभाषा दी गई है। इससे उन पाठकों 
शा को कठिनाई हो सकती हे जो किसी विशिष्ट हिन्दी पर्याय की परिभाषा 
i देखना चाहते हैं। उनकी सुविधा के लिए कोश के अंत में ऐसा हिन्दी 
अंग्रेजी (सूचक) दिया गया है जिसमें हिन्दी के प्रकारादि क्रम से प्रत्येक 
पर्याय के आगे पृष्ठ संख्या अंकित है। 


i CC-0. In Public Domain- UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


सांस्कृतिक नृविज्ञान 
परिभाषा कोश 


A 


एबालोन सीपी 
विशेष प्रकार की सीपी जिसमें किनारे पर बहुत से छिद्र होते 
हैं तथा जो अन्दर की श्रोर से ग्रत्यधिक वहुवर्णाभासी होती हैं। केलिफोनिया 

के श्रमरीकी इंडियन इसका आभूषण की तरह प्रयोग करते a 
Abbeyillian 


abalone shell 


ग्रवेविली (संस्कृति). 

मिडेल हिमनदीय काल की पुरापाषाण संस्कृति । इसका प्रकार 
स्थल भ्रवेविली (फ्रांस में) तथा मूल उपकरण बड़ा अपरिष्कृत कोड 
at जिसका प्रयोग हस्त कुठार की तरह किया जाता ary 
अबेविल स्थान के नाम पर इसका नाम अवेविली पडा | 


Abbevillian biface अ्रबेविली द्विमुख ( कुठार ) 


सामान्यत: क्रोड के दोनों सिरों से शल्कन कर चकमक से बनाया 
गया प्रस्तर कुठार। यह अबेविल (फ्रांस) में पाया गया था। 


Abbevillian industry nafa उद्योग 


ग्रबेविली उद्योग में यूरोप का प्राचीनतम प्रस्तर उपकरण उद्योग 
जिसमें मुख्यतः शल्क तथा क्रोड उपकरण उल्लिखित होते हैं और 
उनकी दोनों सतह अपखंडित तथा कर्तनधार असमान होती है । 
संभवतः इन्हें मुठी से पकड़ा जाता था इसलिए इनका नाम मुष्टि 
कुठार पड़ा। ये उपकरण यूरोप के अतिरिक्त मिस्त्र, पूर्वी अफ्रीका, 
दक्षिणी पश्चिमी एशिया, भारत तथा पाकिस्तान में भी पाए गए et 
abong e एबंग 
फिलिपीन की इफूगाओ जनजाति के रहने के घर। 


s 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


í 


| | 
| 
| 


igitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


2 
original man, आदिवासी 
a 

किसी भी क्षेत्र के मूल निवासियों से संबंधित । 
aboriginal culture प्रादिवासी संस्कृति 


किसी भी क्षेत्र के दिम निवासियों को संस्कृति | 
aborgines श्रादिवासी जातियां 


किसी भी देश के मूल निवासी। भारत की जनजातियों को यहां 


के मूल निवासी कहा जा सकता है। 
abraxas गंडा, तावीज्ञ, श्रत्रेसस 
1. यरोप, एशिया माइनर तथा उत्तरी अफ्रीका में दूसरी 
शताब्दी ईसा पूर्वे से तेरहवीं शताब्दी तक प्रयोग में श्राने वाला एक 
zat या कवच जिस पर एक विशेष आकृति अथवा संख्या का ASAT 
सम्मोहन के लिये किया जाता था। 


2, एक अनिश्चित मूल का मिथकीय देवता जिसकी उपासना 
प्राचीन गुह्य ज्ञानवादी करते थे । इसके रूप का प्रतिनिधान ऐसी मूर्ति में 
किया गया था जिसका शीषं मुर्ग या सिंह का, शरीर मनुष्य का तथा हाथ 
पैर सर्प के थे और जिसके एक हाथ में कोड़ा तथा दूसरे में ढाल 
थी। मिस्थवासी अन्रेक्सस को परमशक्ति का स्वरूप या सूर्य देवता 
का रूप भी मानते थे। 


3. ईएवर के लिए एक शब्द जो अक्षरों के सात तत्वों से 
बना है। 


-absolute dating निरपेक्ष काल-निर्धारण 


चट्टानों, खनिज, श्रस्थियों तथा जीवाश्मों के सम्बन्ध में सही- 
सही काल निर्धारण करना । पिछले कुछ दशकों में काल निर्धारण के 
संबंध में कोई निश्चित प्रमाण न मिलने पर कुछ विशेष वैज्ञानिक 
सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया जिससे सही तिथि का पता लगाया 


जा सके । रेडियो एक्टिवता way के अ्रध्ययन द्वारा उपर्युक्त 
'पदार्थों का सही काल-निर्धारण किया जाता है। 


© 


= CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


absorption (culture) अंतलंयन, श्रात्मसातृकरण श्रवशोषण 


परसंस्कृतिधरण की प्रक्रिया में उन्नत एवं बहुसंख्यक संस्कृतियों 
द्वारा अन्य अल्पसंख्यक संस्कृतियों के तत्वों waar व्यक्तियों का अपने 
में पूर्ण रूप से ग्रात्मसात्‌ कर लेना। 


accidentalism ्राकस्मिकतावाद, यवृच्छावाद, ग्राकस्मिकता 


एक सिद्धांत जिसके श्रनुसार घटनाएं बिना किसी कारण घट 

जाती हैं या घट सकती हैं। 

aclimatization पर्यनुकूलन 

1. एक प्रक्रिया जिसमें प्रवासी धीरे-धीरे कायिक रूप में 

नई जलवायु के अनुकूल बने ग्रथवा नए वातावरण के साथ समायोजन 

की स्थिति हो। इसके साथ ही लाक्षणिक रूप में, नए सामाजिक परिवेश 
के साथ व्यक्ति का मानसिक एवं सामाजिक समायोजन होना । 


2. किसी स्पीशीज ग्रथवा प्राणी का परिवर्तित परिवेश में 
कुछ पीढ़ियों के मध्य स्वयं को उसके अनुकूल बना लेना अथवा अधिक 
सहनशक्ति अजित कर लेना । 


acculturated tribe परसंस्कृत जनजाति 


विकसित समाज के लोगों के साथ प्रत्यक्ष तथा दीर्घकालीन संपर्क 
में रहने के परिणामस्वरूप उनकी संस्कृति का अंगीकरण करने वाली 


जनजातियां। जैसे, भारत में उत्तर पूर्वे अंचल की खसिया, नागा, 
लुशाई इत्यादि । 


acculturation परसंस्कृति ग्रहण; उत्संस्करण 


1. अतःसांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक प्रक्रम जो भिन्न संस्कृतियों 
के बीच उनके सांस्कृतिक विशेषकों तथा तत्वों के प्रसरण द्वारा निदिष्ट 
होता है तथा जिसके फलस्वरूप संस्कृति के नवीन तथा मिश्रित प्रतिरूप 
उत्पन्न होते हैं। ऐसे रूप-भेद विशेषतः आदिम समाज में उन्नत 
समाजों के साथ उनके सतत संपर्क का परिणाम होते हैं। यह प्रक्रिया 
एकपक्षीय अथवा उभयपक्षीय दोनों ही प्रकार की हो सकती चि 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj..Lucknow 


es by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


4 


| | जिसमें एक संस्कृति दूसरी 
1 :सांस्कृतिक लू र 

| a eae है, इसके फलस्वरूप दोनों ग्रथवा एक ही ven 
| के विशेषकों तथा तत्वों का आदान-अदान होता है। 
ii परसंस्कृतिग्रहण स्थिति 


acculturation situation 


| 
i 
E 
i 
i 
] 


ऐसी स्थितियां, जिनमें विभिन्न समुदायों के लोगों के परस्पर 

सम्पर्क में ATT पर सांस्कृतिक एवं सामाजिक तत्वों मे परिवर्तन 
I y ° द 

हो जाते हैं। 

संचय, संचयन 

| accumulation (culture) , 


| सांस्कृतिक विशेषकों, जैसे विचारों, भावों, हस्तकृतियों, अथवा 
८ 3 
प्रवाधियों के एकत्रीकरण की प्रक्रिया को संचय कहते हैं। 


पअसेटा 
acetta : 
कुठार या हैचेट जिसकी मूठ के समांनांतर कंन, सिरा होता है 


Acheulian age ऐश्यूली युग 


| निम्न पुरापाषाण युग से संबंधित युग जो प्रारम्भिक द्वितीय 
| अन्तहिमाव्तनीय काल के ग्रन्तिम चरण से ATA होकर तृतीय 
| अंतहिमावतंनीय काल तक चलता है अर्थात्‌ मिन्डेल तथा रिस युग 
के मध्य की ग्रवधि। यह ताम फ्रांस के सेंट ऐश्यूल स्थान के. नाम i 
पर रखा गया. है। इस युग की विशिष्टता सभी श्रोर से अप- 
खंडित चकमक उपकरण हैं। 


॥ Acheulian biface ऐश्यूली हिमुख (चकमक उपकरण ) | 
| ऐश्यूली युग के दोनों ओर कर्तत धार वाले चकमक उपकरण। a 
i Acheulian culture ऐश्यूली संस्कृति 


इस संस्कृति का नाम. फ्रांस में सोम नदी पर सेंट एश्यूल त्तामक 
स्थान पर है जहां लगभग 130 वर्ष पूर्व इसके श्रयशेष पहली बार | 
प्राप्त हुए थे । उसके बाद संसार में जहां भी वैसे ही उपकरण मिले | 
हैं उन्हे एश्यूली संस्कृति का नाम दिया जाता है। | 


Saas In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


5 


Acheulean epoch एंश्यली यग 


अ्रवेबिली य॒ग के उपरांत पूर्व पुराप्रस्तर युग का काल जो दोनों 
a कर्तन धार वाले द्विमुखी उपकरण के लिये प्रसिद्ध हैं। 


Acheulean flake ऐश्यली शल्क 


ऐश्यूली युग में प्राप्त शल्क उपकरण | 


9९0९०० एकोकॉटल 

वाद्य विशेष जिसका नाम एक मैक्सिको वक्ष पर है। यह इस वृक्ष 

के 8 या 10 फट लम्बे तते से बताया जाता है। इसको बजाने 

वाला नली द्वारा सांस खींच कर घरं घरं की ग्रावाज Tat करता 
है। इस वाद्य का दूसरा नाम वलेरिन है। 


acoma water jar एकोमा जल कलश 

मैक्सिको में व्हाइट रॉक के निवासी प्यूबूलो जनजाति के एकोमा 

समुदाय द्वारा निमित जलकलश। इन भांडों की शैलीगत विशेषता 
पट्टित ग्रीवा है। 


acorn grinder बंजुफल पेषणी 
बंजुफल को पीसने का एक आदिम उपकरण । 


acrolith काष्ठाश्म, एकोलिथ 

एक प्रकार की मति जिसे दो या अधिक पदार्थों से मिला कर 

बनाते हैं। बहधा लकड़ी और पत्थर के योग से इनका निर्माण किया 

जाता है और इनके परिधान किसी धातु के होते हैं। प्रारूपिक एक्रो- 

लिथ के हाथ, पैर और सिर संगमरमर के और बाकी शरीर किसी 
ग्रन्य हीन पदार्थ का होता है। 


action anthropology 7 क्रियात्मक नविज्ञान 


्रनप्रयक्त नविज्ञान की एक शाखा जो सांस्कृतिक नृविज्ञान के 
fari के प्रयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक 
होती है। « 
1CHD/77-—2 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


d by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
6 


action pattern कार्यसंरूप 


सामाजिक क्रियाओ्रों की व्यवस्था का वह रूप जो उद्देश्यमूलक 

होता है। इसके स्थैतिक ्रौर गतिक दोनों पक्ष हो सकते हैं। सामाजिक 

प्रक्रियाये तथा सामाजिक संरचनायें कार्य संरूप हैं और दोनों में 
क्रमशः गतिक एवं स्थैतिक पक्ष पर बल होता है। 

action research क्रियानिष्ठा अनुसंधान 


जब ग्रन्वेषक किसी समूह श्रथवा समुदाय की समस्याओं को 
सुलझाने के सामूहिक प्रयास में समाजशास्त्रीय श्रथवा मनोवैज्ञानिक 
अनुसंधान की विधाश्ओों का प्रयोग स्वयं क्रियात्मक रूप में सहभागी 
होकर करता है तो उसे क्रियानिष्ठ श्रनुसंधान कहते हैं। 


यह्‌ श्रनुसंधान मूल रूप से उस सबसे अ्रधिक प्रभावशाली साधन 
को खोज निकालने से संबंधित है जिसके द्वारा म्रपेक्षित सामाजिक 
परिवर्तन लाया जा सकता है। यहां पर वैज्ञानिक सिद्धांतों की खोज 
का महत्व गौण होता है। क्रियानिष्ठ अनुसंधान एक प्रकार का व्यव- 
हारिक अनुसंधान है। 


adaptive culture ग्रनुकूली संस्कृति 


जब कोई समूह जीवन की भौतिक परिस्थितियों को अपने ग्रन- 
कूल बनाने के लिये सामूहिक रूप में सांस्कृतिक समायोजन करता है। 


adaro ert 
सालोमन्स वर्ग के अ्रौसी जन में एक दुष्टात्मा । 


adat law 
arae विधि 


इंडोनेशिया का परंपरागत कानून। यह प्रायः इस्लामी क्षेत्र 
की स्थानीय रीतियों, परंपरागत प्रधाओं एवं रूढ़ियों पर आधारित 
अलिखित विधि संहिता है। 


adelphic polyandry 


( =fraternal polyandry) भ्रातृक बहुपति प्रथा 


बहुपति प्रथा का एक प्रकार जहां पति आपस में भाई 
हा | भाई होते हैं। 
इस प्रथा में दो या अधिक भाइ की एक पत्नी होती है। विवाह 


coors In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


7 


साधारणतया केवल बड़े भाई के साथ होता है किन्तु पत्नी पर दूसरे 
भाइयों का समान श्रधिकार होता है। इस व्यवस्था का Tew पारि- 
वारिक संपदा के विघटन को रोकना है। 


इस प्रथा के अन्तर्गत संतान बहुधा सबसे बड़े भाई की श्रथवा 
सब भाइयों की समान रूप से मानी जाती है। भारत में यह प्रथा 
जौनसार बाबर की खासा जनजाति में तथा दक्षिण में नीलगिरी की 


~ 


ast. जनजाति में प्रचलित है। 


ades 1. पाताल 
= (hades) 2. पातल-देव 
1. ग्रीक मिथक में मृत आत्माओं के रहने का स्थान । 
2. नके 
:adhesion 


Masa 
संस्कृति विःसरण की स्थिति में विशेषकों में परस्पर संबद्ध 
रहने की प्रवृति होती है जिससे संकुलन के एक विशेषक के होने पर 
अन्य स्वतः ही वहां उपस्थित हो जाते हैं । टायलर ने संस्कृति में 
आसंजन के सिद्धान्त का विशेष रूप से प्रतिपादन किया था। इस 
शब्द का प्रयोग दो भिन्न सामाजिक विशेषकों में जैविक अथवा संक्रिया- 
त्मक संबंध का बोध कराने के लिये भी होता है। 


:adlet श्रदलित 


एस्किमो जनजाति में प्रचलित एक विश्वास कि अदलेत राक्षस 
का जन्म कुत्तों तथा मानव के संकरण द्वारा हुआ है। 


.adobe कच्ची इंट 
l धूप में सुखाई गई अदग्ध इंट । 
2. मिट्टी जिससे moa fè बनाई जाती हैं। 
3. अदग्ध ईंटों का बना घर। 


:adorno ustat 


मृद्भांड का आलंकारिक भाग जिसमें बहुधा पशुओं की श्राकृतियां 
भांड के स्कंध walt ऊपरी भाग तथा अंवठ पर आंकी जाती हें। 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
8 


adytum 
किसी मंदिर ग्रथवा चैत्य का गुप्त भीतरी पवित्र स्थान जहां 
साधारण जनता का प्रवेश निषिद्ध हो। 


adze FIAT 
एक कर्तन (काटने का) उपकरण जिसका पतला महराबी फलक 
हत्ये से समकोण की स्थिति में लगा होता है। पकड, हत्या, हत्या 
शीर्ष, फलक तथा धार इसके भाग होते हैं। यह मुख्य धुरी के चारों 
mit से ग्रसममित होता है और इसका प्रयोग कुठार की तरह 
नहीं किया जा सकता लेकिन श्रधिकतर लकड़ी का कार्य इससे किया 
जाता है। कभी-कभी यह शस्त्र का भी काम देता है। इसके लिये 
` सेल्ट' शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। 

Aegean culture ईजियंन संस्कृति 
ईजियन सागर के get तथा उसके निकटवर्ती देशों की, प्रागै- 
तिहासिक सभ्यता से संबंधित, विशेषकर (3000-1100 ई० पु०) 

कांस्य युग की संस्कृति । 


aeneolithic age ताम्र प्रस्तर युग 
नव प्रस्तर युग तथा कांस्य युग के मध्य के संक्रांति काल से 
संबंधित जिसमें कुछ तांबे का प्रयोग किया गया था । 


aeolian soil वातोढ मिट्टी 
(=eolian soil) 


वायु द्वारा ्रानित, निक्षेपित उत्पादित अथवा ग्राक्षारित मिट्टी | 


J 
| 
| 
| 
५ aeotana 


Ri एयोटना 
i ae सात सड अथवा धातु की पत्तियां लगी हुई एक छोटी सी बांसुरी 
| T झूक मार कर बजाने से धातु की पत्तियां: प्रकंपित होती हैं 
को AR मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है । 
pifon | aerophone + 
वायुवाद्य यंत्र 
उके प्रकार का वाद्य-यंत्र जिसमें ध्वनि वाय के कपन के द्वाराः 


उत्पन्न की जाती है। 


| Compute oona In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


गर्भगृह, एडिटम 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


9 


aetheria एथीरिया 
(= theria) 


नील नदी की शुक्ति, जिसके शल्क का प्रयोग मछली पकड़ने 
के कांटे बनाने के लिए किया जाता है। 
:affiance anat 
मात-पिता का संतान के विवाह के लिए अथवा व्यक्ति विशेष 
का स्वयं अपने विवाह के लिये वचनबद्ध होना । 
affinal बैवाहिक 
विवाह द्वारा संबंधित, उस पर आधारित श्रथवा विवाह सें 
सन्निहित संबंध | 
-affinal relationship वेवाहिक संबंध 
विवाह द्वारा स्थापित सभी प्रकार के संबंध | 
affines विवाह संबंधी 
विवाह के ग्राधार पर पति का पत्नी के रक्‍त संवंधियो के साथ 
अथवा पत्नी का पति के रक्‍त संबंधियों के साथ स्थापित संबंध | 
affinity विवाह संबंध 
ऐसे सामाजिक सम्वन्ध जो विवाह के आधार पर व्यक्तियों ओर 
समूहों के बीच स्थापित होते हैं । 
African accordian अफ्रीकी श्रकाडियन 
अफ्रीका में प्राप्त एक प्रकार का वाद्य यंत्र जिसमें धौंकनी से 
हवा भरने पर स्वर संचारित होता है! 
afrit gine (अरब में भ्रपकारी प्रेत) 
कवाविश जनजाति में एक अपकारी प्रेत । 


afroid l अपक्व मृदा 


~ 


ऐसी मृदा जिसे आग में न पकाया गया हो। 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


eee OO oO aaa ८८ < जप लक 


ea Gy Saray Foundati by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
10 
परलोक, यमलोक 
after-world 


| ऐसे स्थान की संकल्पना जहां ATM मृत्यु के पश्चात्‌ जाता है। 
HW यह प्रवधारणा प्रायः सभी संस्कृतियों में सामान्य खूप मे मिलती 
र ea है। 
| MRA 
agalma ठ्‌ 


आदिम यूनान की एक देवाकृति । 


श्रगामंग 
agamang 


फिलिपाइन की इफूगा्रो जनजाति में अविवाहित महिलाओं के 
निवास | 
अविवाही, श्रविवाह (प्रथा) 


agamy 
1. विवाह की विधि को मान्यता न देने वाले व्यक्ति अथवा 
समूह । 
2, समाज अथवा समूह में विवाह प्रथा की श्रमान्यता अथवा 
किसी प्रकार के विवाह विनियमों का न होना । 


age 1. उम्र, वय, वयस्‌, श्रवस्था आयु, 
2. युग, काल 
1. ag कालावधि जिसमें कोई वस्तु waar प्राणी जीवित या 
विद्यमान रहा हो। 
2 (क) पृथ्वी के इतिहास की एक काल सीमा जिसमें एक विशेष 
प्रकार का जीवन प्रधान रहा हो। जैसे ताम्र युग, कांस्य युग, लोह युग 
इत्यादि । 
(ख) काल--जिसमें कोई विशेष भूवैज्ञानिक घटना azar उनकी 
J श्रृंखला घटित हुई हो जैसे, हिमयुग | 
10 age area भे 
बव, काल क्षेत्र 
एक संकल्पना जिसके ग्रनुसार किसी संस्कृति-क्षेत्र की सीमा पर प्राप्त 
सांस्कृतिक विशेषकों की श्रायु केंद्र में प्राप्त fair से श्रधिक 
प्राचीन मानी जाती है। कारण, ये विशेषक बहुत समय पहले केंद्र 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
11 


से परिधि की ओर विसरित हुए थे। अतएव इनकी ग्रायु की गणना 
केंद्र से परिधि तक की दूरी के श्रध्ययत के साथ-साथ केंद्र में प्राप्त 
उनसे संबंधित विशेषकों द्वारा की जा सकती है। इस प्रकार संस्क्रति- 
केंद्र के ग्रस्वेषणों द्वारा परिधि पर प्राप्त सांस्कृतिक विशेषकों के 
वस्तुतः प्राचीन स्वरूप के प्रमाणों का अनावरण किया जा सकता है। 
यह विचारधारा क्लाकं विसलर ने प्रतिपादित की है । इसकी 
प्रमाणिकता के संबंध में नृविज्ञातियों में परस्पर मतभेद है। 


age class 


श्रायु-वर्ग 
(=age group) 


1. समवयस्क श्रेणी एवं लगभग समान ग्रायु वाले व्यक्तियों 
का वर्ग जिन्होंने एक साथ दीक्षा ग्रहण की हो, अथवा दूसरे सामा- 
जिक कार्यकलापों में साथ-साथ भाग लिया हो । बहुधा ऐसे वर्ग 
पुरुष समुदाय में होते हैं! 


2. एक आयु श्रेणी अथवा उसका उपभाग। 


age grade आयुश्रेणी - 


(=age regiment) 
एक ही at (स्त्री या पुरुष) एवं लगभग एक ही आयु के 
व्यक्तियों का समूह जिसके कुछ निश्चित कर्तव्य और विशेषाधिकार 
एक समान होते हैं और जो समाज का एक अंश या भाग होता है, 
आयु श्रेणी कहलाता है । प्रत्येक आयु श्रेणी को भिन्न-भिन्न मंजिलों 
से गुजरना पड़ता है और प्रत्येक की अपनी सुनिश्चित प्रस्थिति, 
आनुष्ठानिक क्रियाकलाप एवं कतंव्य होते हैं | 


age group श्रायु वर्ग 
न Zo ageclass 
age mate समवयस्क 
एक ही आयु के सदस्य । 
age of mammals स्तनपायी युग 


भूवैज्ञानिक इतिहास के तृतीय महाकाल के आरंभ से वर्तमान काल तक 
की nafa जिसकी विशेषता स्तनधारी तथा पक्षियों का त्वरित विकास है। 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


eae by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
12 


समवयस्क समूह्‌ 


एक ही श्रायु के सदस्यों के समूह जो ग्रौपचारिक रूप से संगठित 


होते है । 
' age stratification भ्रायु स्तरण 
ग्राय के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण यथा शिशु, बालक, 
किशोर, प्रौढ, वृद्ध इत्यादि । 


aggradation श्रधिस्तरण, श्रधिवृद्धि 


पदार्थ के निक्षेपों का एक के ऊपर एक एकत्रित होना श्रधिस्तरण 
कहलाता है। इस तथ्य का प्रयोग पुरातात्विक अवशेषों के काल- 
निर्धारण में किया जाता है। 
aggradational terrace भ्रधिदृद्धि सोपान 
निक्षेपित श्रपरद पदार्थं से निमित सोपान जो हिमोंढ से टूट कर 
श्रभिवृद्धि होने पर बनते हैं । 
agnate fada, पितृ संबंधी 
केवल पुरुष वंश धारा के वंशज | 
agnatic descent EGEN वंशानक्रम 
(=patrilineal descent) A 
एक सिद्धांत जिसमें वंशानुक्रम पुरुष पूर्वज से केवल पुरुषों द्वारा 
अनुरेखित होता है। ठ 
agnatic kin i पितृबंधु, पेतृक बंधु 
पितृवंशीय बंधु । 


agnatic kinship पेतृक बंधता, पतक सगोत्रता 
पतृक बंधुता जिसमें वंशानुक्रम केवल पुरुषों द्वारा निश्चित किया 
जाता है। 


२125 पितबंधता 


1. प्राचीन रोम को aga प्रणाली जिसमें आनवांशिकता 
केवल पुरुषी के द्वारा ही चलती थी तथा वही बंश परंपरा और 
सवधो का केंद्र होता था | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
13 


2. समकालीन नृविज्ञान में पैतृक बंधुता से तात्पर्यं केवल 
पुरुषों द्वारा निर्धारित वंशानुक्रम से है। 


agpo एगपो, कृमृद 
संस्कृति के विकास की एक ग्रवस्था जिसकी विशेषता कृषि कर्म 
और मदभांड निर्माण 21 paa एक संशिलष्ट शब्द है जो oft 
और म॒दभांड के प्रारंभिक अक्षरों के संयोजन स वना zi 
agriculture कृषि, खेतीबाड़ी 
भमि को जोतने, फसल उपजाने, काटने तथा पशुपालन का कला 
या विज्ञान को कृषि कहते हैं। मूलतः कृषि में भमि जोतने के लिये 
हल तथा पशुग्रों का प्रयोग किया जाता ह । 
agriculturist कृषक, किसान 


ag व्यक्ति जो पशु श्रथवा यांत्रिकी साधनो द्वारा जमीन की खुदाई 
और जुताई करके खेती करता <I 


agwel एगवेल 
बोतल के श्रांकार का मोरक्को डमरू | 


aigrette कलगी, एग्रेट 


aa पंख जिनका शिरोवस्त्र की तरह प्रयोग किया जाता 


है। ये ग्रधिकतर बिनेज्यूला के अ्रवरुद्ध जल कत्रा में मिलते हैं । 


ainga आइगा 
समोग्रा (जाति) में सभी संबंधियों के लिये प्रयुक्त शब्द। 


Ainu people घ्राइन्‌ जन 


जापान के मल काकेशियाई खाद्य-संग्राहक जन जा पहिले afa- 
कांशतः: प्रशांत द्वीप समूहों मे रहा करते थे परन्तु At होकायडो, 


~ 


` सखालीन तथा कुरील ट्रीप के कुछ भागों में रहते हैँ । 


aaga का मूल खरोत अज्ञात किन्तु ऐसा विश्वास है कि 


ये यरोप के साइवेरियाई समूह के वंशज हैं । इस समूह कॉ विशेषता 
है कि इसके सदस्य बहुत पहले यूरोप वग पृथक्‌ होकर यहां बस 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
IS SUISSE DI ID SII कायाचा 


जज MM 
y Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


14 


जनसं थाई >. > 
मये थे। भौगोलिक रूप से इनकी जनसंख्या अब स्थाई है। H 
भाषा किसी दूसरे समूह से संबंधित नहीं है। आइनू एवेत उपप्रजाति 
\ «९ 

वर्ग के हैं। 
i ir god पवन देवता 
Hie air go 

एक अलौकिक शक्ति जो मौसमी तथा वायमंडलीय घटनाओं 
यथा वर्षा, पवन, विद्युत, झंझावात तथा मेघ गर्जन से संबद्ध हें । 


Alafin शलाफिन 
नाइजीरिया की रोयो जनजाति का धर्माधिकारी एवं प्रमुख। 
aleatory संयोग, देव 
` i मानव जीवन में दैवीय अथवा सांयोगिक तत्व । 
alectryomancy कुक्कुट प्राकख्यापन 


(=alectromancy) 
प्रावख्यापन की वह विधि जिसमें मुर्गे को घेरे में रख कर उसको 
गतिविधि द्वारा प्राकख्यापन करते हैं। मुर्गा घेरे में रखे वर्णमाला के 
अक्षरों से मक्का के दानों को चुगता है। जिस क्रम में मुर्गा दाने 
चुगता है उसी क्रम से अक्षरों को मिला कर प्रावख्यापन किया जाता है । 
Aleut एल्यूट 
एल्यूशियन द्वीपों के खाद्य संग्राहक निवासी जो एस्किमों से मिलती- 
जुलती भाषा बोलते हैं। 
alien culture अन्य देशी संस्कृति 
वाह्य संस्कृति जो प्रकृति ग्रथवा लक्षण की दृष्टि से देशज 
संस्कृति से भिन्न हो। 
1 | alligator design मकर ग्रभिकल्प 
मकर रूप से मिलता-जुलता अभिकल्प | 


meal allocentric परकेद्रिक 


स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति का ध्यान तथा स्रभिरुचि किसी 
aay व्यक्ति पर केंद्रित हो । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ` 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


15 
allopatric i पृथक्कृत जन समूह, एकल समूह 
ऐसे जन समूह जो भौगोलिक दृष्टि से दूसरे समूहों से पृथक्‌ 
हों। 
alluvial जलोढ 


1. जलोढ मृदा l 
2, जलोढक से संबंधित या निमित | 


alluvial clay जलोढ मृत्तिका 


ते जल द्वारा विशेषकर अभिनव भवैज्ञानिक काल के मध्य 
निक्षेपित अपरद पदार्थ । जलोढ मृतिका निक्षेप का महीन अंश है। 


alluvial cone जलोढ WH 


ग्रत्यधिक तीक्ष्ण ढलान वाला, चापाकार जलोढ जो जल प्रवाह 
के तंग घाटी से मैदान में आने पर बनता है। 


alluvial deposit जलोढ निक्षेप 
(=alluvium) 


बहते जल द्वारा विशेषकर अभिनव वैज्ञानिक काल में निक्षेपित 
मतिका, गाद, बालू, वजरी अथवा इसी प्रकार के अपरद पदार्थो को 
जलोढ निक्षेप कहते हैं। साधारणतया निक्षेप उन स्थानों पर होता 
जहां पर्वतों से निकली नदी का प्रवाह कम हा जाता है और वह 
तलछट को घाटी के तल पर निक्षेपित कर देती 


alluvial plain जलोढ मैदान 


प्रवाहित जल द्वारा जलोढ पदार्था के विस्तत निक्षेप से बना 
समतल या सामान्य ढाल अथवा किचित तरंगित ढलान वाली भमि 
जलोढ मैदान कहलाती 


almanac पंचांग, तिथिपत्र 


एक प्रकाशन जिसमें खगोलीय ग्रौर मौसम विज्ञान संबंधी सामग्री 
वर्ष के दिनों, सप्ताहों और महीनों के अनुसार प्रस्तुत की जाती है। 
बहधा इसमे दूसरी विविध सूचनाएं भी होती हैं। ऐसे पंचांगो का 
प्रयोग ज्योतिष शास्त्र से संबंधित होता ह | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


E by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
16 


alomancy लवण प्राक्ख्यापन 
if {=hallomancy) 

नमक को श्रग्नि में डालकर लो के अध्ययन के द्वारा प्राकख्यापन 
की एक विधि | 


alphorn ऐल्पहानं 

लकड़ी का हार्न जिसका मुख चषक के ग्राकार का होता हे | 

यह दक्षिण श्रमरीका, हिमालय क्षेत्र, प्राचीन ग्रसीरिया तथा 
वेवी लोनिया ग्रौर मध्ययुगीन यूरोप में पाया जाता था। 


altar वेदिका, वेदी 


ऐसी कोई भी संरचना अथवा स्थान जहां बलि, समर्पण ग्रथवा 
पुजा की जाती = । 


alternating generation एकांतर पीढ़ी 


एसी पीढ़ियां जो मध्य पीढ़ी के द्वारा एक दूसरे से कड़ी ag 
हे, जैसे दादा श्रौर पोते की पीढ़ियां । 


PU, 
=“ 
ऱ्य 


य अल्यहा 
s Q 

: IST के मोहाव अमेरिडियन कवीले में दो पुरुषों के परस्पर 

क को प्रथा] इनमें से एक पुरुष स्त्री का वेश धारण कर दूसरे 

m (पति) के साथ विवाह रचाता श्रौर घर बसाता है। ये नर 

"नया अत्यंत ही परिश्रमी होती हैं। बहुधा ऐसे पुरुष पति समाज में 


मज > xy = विशे 
क के विषय होते हैं, विशेषकर काल्पनिक गर्भावस्था के विभिन्न 


अनुष्ठानों के प्रतिपालन के 
i के श्रवसर पर | 
amasiado 
FEL ग्रमासिआडो 
E ग्रमरीकी देशों में बसे नेको ती 
प्रथागत mag इए कुछ amar नीग्रो समूहों में प्रचलित 
haii J है, जिसके पी का SM 
‘| i अनुसार स्त्री परिवार क कद्र होती हैँ । 


amber statuette एबर की 
$ gar की लघु प्रतिमा 
एवर को वनी बहुत छोटी प्रतिमा । 


‘ae In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


17 

ambil-anak एऐंबिल-प्रनाक 
सुमावा द्वीप में प्रचलित पैतृक वंशानुक्रम एवं पतिस्थानिक विवाह 
प्रथा के श्रपवादस्वरूप एक विवाह प्रथा जिसके अंतर्गत परिवार में 
पुत्र के न होने पर जामाता ससुराल में ही रहने लगता है । इन्हें 


ड्न्हें 
वधूशुल्क देने से छूट मिल जाती है। परन्तु इनका बच्चों, पत्नी श्रथवा 
संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता और पत्नी का पिता इन्हें किसी 


भी समय घर से निकाल सकता हे 


ambilecal residence 


उभयस्थानिक आवास 
(=bilocal residence) 


एक प्रथा जिसके श्रनुसार नव-विवाहित दंपति को ्रावास चयन की 

पूर्ण स्वतंत्रता होती है। वे पति या पत्नी किसी के भी माता-पिता के 

साथ Waal उनके घर के पास रह सकते हैं। 
American . Indian 
(= Amerindian) 


अमरीकी इंडियन, श्रमेरिडियन 


पश्चिमी गोलार्ध में एस्किमो के श्रतिरिक्त मंगोलाभ जनसमूह की सभी 
जनजातियों के सदस्य अमरीकी इंडियन या अमेरिडियन कहलाते हैं । 
Americanist अमरीकी विद्याविद्‌ 
अमरीकी समाज और संस्कृति का विशेषज्ञ । 
Amerind (people) अमेरिद जन 
एक शब्द जिसको 1899 में प्रस्तावित किया गया । तकनीकी 
तथा लोकप्रिय लेखों में इसका प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया 
जाता है जो न्यूवल्ड (अमरीका) में यूरोपीय जनों के बसने से पहले 
वहां के निवासी थे। यह शब्द अमरीकी इंडियन के प्रारंभिक अक्षरों 
के योग से बनाया गया है। इस शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में भारतीयों 


को इन लोगों से अलग करने के लिए किया जाता है। 


amita-clan पितृश्वसा गोत्र, पितृश्वसा कुल, 


बुआ का कुल 
पैतुक “वंशानुक्रम में ब्रुश्रा स्थानिक आवास के फलस्वरूप गठित 
कुल पितृश्वसा कुल कहलाता है। (मुरडॉक का सिद्धांत) 


(=amita local clan) 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


j 


me. 


ro by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


18 
बुआ स्थानिक श्रावास, 
पितश्वसा स्थानिक आवास 


ग्रावास व्यवस्था जिसमें अविवाहित 
तथा विवाह के पश्चात्‌ उनके पति 


amitalocal residence 
(=amitate Jocal residence) 


वैतक वंशानुक्रम की एक 


रहती हैं 
स्त्रियां zat के साथ रह peas 
पत्नी के स्थान पर निवास बनात ži यह व्यवस्था पूर्ण रूप से 
Q 
प्राक्कल्पनात्मक है 
itat बच्चा अधिकार, पितृश्वसा अधिकार, 
amitate T 


पितृश्वसा संबंध 
ऐसा सामाजिक संबंध जिसमें बुआ के साथ भतीजे, भतीजियों 
के विशेष निकट संबंध होते हैं। 


aminomancy उल्ब प्राक्स्यापन 


गे झिल्ली या आवरण के द्वारा प्राक्यापन जा कभा-कभी 
नवजात शिश के सिर को ढंके रहती है। 


amorphous folk culture गठनहीन लोक संकृति 


ग्राम्य तथा नागरिक जीवन के मध्य की वह स्थिति जिसमें लोक 
संस्कृति गांव की माटी और वहां की उपासना पद्धति से जुड़ी होती हैं 
आर साथ ही नागरिकता के नवीन पथ पर अग्रसर होती है। प्राचीन 
यग में मैसोपोटामिया ग्रौर faa में ऐसी ही संस्कृति विद्यमान थी 
जिसने आगे चलकर संसार की महत्वपूर्ण सभ्यता को जन्म fear | 
इसकी विशेषता लेखनकला, नगर और राजनैतिक संगठन थे । 


amphidromia ऐंफोड्रोमिया, कुल-प्रवेश 


ऐथेंस का एक संस्कार जिसमें बालक को चूल्हे के चारों ओर 
चक्कर लगवाया जाता था और इस प्रकार वह अपने पूर्वजों के कल्प 
में दीक्षित हो जाता था । 


amphora 1. एंफोरा 2. दुहत्थी सुराही 


दो हत्था वाला कलश जो मुख्यतः प्राचीन यनान A पाया जाता 
था। इसमें तेल अथवा पानी रखा जाता था। 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


19 


Ampora 


एंपोरा 
पश्चिमी अ्रफ्रीका के सिएरा लिश्रोत का गुप्त समाज | 


Amratian culture अमराती संस्कृति 


मिस्र की प्रारंभिक पूर्व राजवंशगत ताम्र प्रस्तर संस्कृति जिसको 


बिशेषता afer एवं प्रस्तर के परिष्कृत रूप से वने उपकरण हैं। 


amulet तावीज्‌ 


कोई तावीज जैसे रत्न, आभूषण श्रथवा स्मृति-चिह्न जिस पर 
किसी मोहिनी; वशीकरण या जादुई Ad HAA किसी प्रतीक का 
ग्रंकन हो और जिसके संबंध में यह विश्वास हो कि वह पहनने वाल 
को अप्रत्याशित संकटों, व्याधियों तथा भूत-प्रत आदि से रक्षा 
प्रदान करता है और युद्ध तथा प्रेम में विजय एवं धन-धान्य और 
सौभाग्य की प्राप्ति में, सहायता देता है । 


amygdaloid (qo) वातामकी शैल 
(ao) वातामी 
बादाम के ग्राकार जैसा। इस शब्द का प्रयोग बहुधा एश्यूली 

चकमक उपकरण के लिए किया जाता है। 


anarak प्रनारक 


एस्किमों द्वारा कथाक में पहना जाने वाला एक ऊपरी वस्त्र । 
यह तेल लेपित पशु चर्म का बना होता है जिससे वह जलसह हो 
जाता है। इसकी लम्वाई जांघों तक होती है तथा इसके साथ ही 
सिर को ढकने के लिए टोपी सिली रहती है । 


Anasazi 1. अनासाज़ी संस्कृति 
2. करंडकर्मो 
नवाहो भाषा का शब्द जिसका ag “प्राचीन लोग है। यह शब्द 
ais कर्मी प्यब्लो संस्कृति के लिए प्रयुक्त होता है। यह संस्कृति 
न्यमैविसक्गे के उत्तरी अरीज़ोना के पठारी क्षेत्रा, कोलोरेडो एवं उटाह 

के समीपस्थ क्षेत्र तथा होहोकान में पाई जाती थी । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


. by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
20 
पुर्वज 
-दादी की ग्रपेक्षा बहुत पहले 
वह व्यक्ति जो उद्भव रेखा में दादा 
द्वारा वंशावली का प्रादुर्भाव हुआ हा । 


ancestor 


जन्मा हो और जिसके 


| | पुर्वज कल्प 
E ay ancestor cult ae 
| ye 7 > 

| समह के पूर्वजों को श्रात्मा्ना को पूजा 


स्थापित करने में सन्निहित क्रियाकलाप या कर्मकांड | 


| i पूर्वज-पुजा, faq- 
ancestor worship पुर्वज-पुजा, पितृ-पूजा 


अपने से तुरंत पहले के तथा बहुत पहल के उन पूर्वजों की पूजा 
| से संबंधित जिन्हें आत्मस्वरूप ग्रथवा देवता भान लिया गया है तथा 
जिनकी देवताओं की भांति ही धार्मिक क्रियाओं तथा प्रभिवृत्तियों 


द्वारा पूजा अर्चना की जाती है | 


anchorite विरक्त साधु, एकांतसाधक 


वह व्यक्ति जो धामिक भावना से प्रेरित होकर एकांत मे निवास 
करने के लिए संसार का परित्याग कर देता हे | 


anda अंड 

ईंट तथा मिट्टी का गुम्बदाकार ठोस ढेर जो प्राचीन भारत में 

राजाओं की समाधि, स्तूप अथवा कत्र पर राजत्व के चिह्ल स्वरूप 
बनाया जाता था । 


androcentric society पुरुष प्रधान समाज, 
पुरुष केंद्रित समाज 
पुरुष पर केंद्रित समाज जिसमें पुरुष को प्रधानता दी जाती है 

ait उसी का प्रभुत्व होता है। 


anepigraphic अनंकित, अ्रलिखित 
i उत्खनन में प्राप्त अनंकित ग्रोर afafad वस्तुओं से संबंधित | 
इनसे तात्पर्य ऐसी वस्तुओं से है जो केवल ग्रालंकारिक श्रथवा 
प्रकार्यात्मक हैं. और शिलालेखों तथा. वर्णनात्मक तक्षण..से सर्वथा भिन्न 
होती हैं | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
21 


angakok एंगकाक 


एस्किमों का पुरोहित वर्ग जो विशेष रूप से सुविधा-संपन्न होता 
है। इन्हें किसी भी स्त्री के साथ सहवास की स्वतंत्रता का अधिकार 
होता है | 


Angang अंगांग 
यात्रा में प्रथम पशु ग्रथवा व्यक्ति के मिलने पर आधारित एक 
प्रकार का प्राक्ख्यापन | 


angle-graver कोणिक उत्कीर्णक, 


कोणिक टांकी 

एक प्रकार की तक्षणी जिसमें उत्कीर्णक क्षतचिल्ल पर कार्यधार 

के दूसरी ओर छंटाई की हुई होती हे । 

anhistoric PRILEJ 

ऐसे पुरावशेष जिनकी तिथि शिलालेखों aaa प्रलेखनों द्वारा 
निर्धारित नहीं की जा सकती । 

aniconism अ्रमूतिवाद, श्रमूतिपुजन 


वास्तविक प्रतिरूपात्मक वस्तु के स्थान पर प्रतीकात्मक श्रथव। 
संकेतात्मक वस्तु की पूजा करना । 


anima प्राण तत्व, जीव तत्व 

ग्रादिम जनों का श्रात्म तत्व में विश्वास जिसके अनुसार व्यक्तियों, 

वस्तुओं और प्रकृति में आत्मा का निवास होता है। यह आत्मतत्व 

मृत पूर्वजों की प्रेतात्मा नहीं होता अपितु वह प्राण होता है जो सूर्य, 
चंद्र, वृक्ष, मानव सभी में श्रंततिहित है । 


animal cult पशु-उपासना, पशुकल्प 
समाज में पशुओं को कर्मकांडीय महत्व प्रदान करना | 
animal worship पशु-पूजा 


पशुझों की उपासना जिसमें इष्ट पशु होने पर उनके पृथक्‌ 
देवालय, स्तुतियां, वलि वेदियां इत्यादि बनाई जाती हैं। 
1 CHD/77—3 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


E by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
22 


animatism 
1. एक विश्वास कि प्राकृतिक 


HA अलौकिक शक्तियों का निवास होता है । 
जीवन या प्राण की प्रतिष्ठा । 


वस्तुओं में निर्वेयक्तिक तथा 


2. प्राणहीन पदार्थों में जीव 


animism जीववाद, जीवत्वारोपण 
टायलर के मतानुसार ग्राध्यात्मिक प्राणियों मे विश्‍वास 
जीववाद है | 


animus प्राण, जीवन-शक्ति 


जीवन देने वाली शक्ति | 

faa 
बॉन्टॉक इगोरोट (फिलीपीन) में मृत व्यक्ति का प्रेत, मुख्यतः 
किसी पुर्वज का प्रेत जो बीमारी तथा मृत्यु का कारण हो सकता है । 


anito 


ankh एंक 
कुंडलित शीर्ष वाला क्रूस जो बहुधा जीवन के रहस्य का प्रतीक 

होता है । यह शब्द मिस्त्र का है। 
anklet नूपुर, पायल 


पैरों में पहनने का आभूषण । 


annealing प्रभितापन, मुलम्सा प्रविधि 
(i शीशे, मृद्भांड ग्रथवा धातु को कठोर और सख्त बनाने तथा 
रंगों को पक्का करने के लिए आग में गरमाने, पकाने तथा तापरोधन 
| aa की. प्रक्रिया । 
i anointing tablet अ्रभ्यंजन पट्ट 


is पवित्र तेलों के लिए सात गढ़ों वाला ऐलाबास्टर का पट्ट | 
प्राचीन मिस्र में कब्र पर अंतिम संस्कार के समथ इसका प्रयोग किया 
जाता था । तेल परलोक यात्रा में जादुई सुरक्षा के लिए होते थे । 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


प्राणवाद, सप्राणवाद 


Eo 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
23 


ansa ह्त्या 

मदभांड या फलदान को पकड़ करं उठाने के लिए वाहर से 

जुड़ा हुआ भाग । यह श्रधिकतर कांस्य या पकी fast से बना 

होता है । पुरातात्विक अध्ययन में मृद्भाड ठीकरों से ग्रधिक महत्व 
हत्यों का है । 


ansa-a-bastoncino 3 ada मूद्ह्त्था 


वेलनाकार मृत्तिका छड़ी को मोड़कर बनाया गया हत्या | 


ansa-a-nastro पट्टिका हत्या 
फीते के आकार की मृत्तिका पट्टी को मोड़कर वनाया गया 

azor | 
ansa-a-tubetto नलिका हत्या 


एक प्रकार का हत्या जिसमें एक छोटी मृत्तिका नलिका फूलदान 
के साथ लगी होती है । 


ansa lurata अर्धचन्द्रकार हत्या 
(=ansa cornuta) 
ऐसा हत्या जिसका आकार नवचंद्रिक होता है । इसे श्रृ गहत्था 
भी कहते हैं । 
antagonistic acculturation विरोधी परसंस्कृति ग्रहण 
किसी समाज के द्वारा साधन रूप म एस संस्कृति-विशेषकों का 
ग्रंगीकरण जिनसे उसी सांस्कृतिक अतिक्रमण का भरपूर विरोध किया 
जा सके । 
anthropic नरीय, मानवकालीन 


मानव जाति अथवा पृथ्वी पर मानव के भअस्तित्व-काल से संबंधित । 


anthropocentrism न॒केंद्रिकवाद 


नकेंद्रिक सिद्धांत जिसके अनुसार मनुष्य को ब्रह्मांड का प्रमुख 
केन्द्र माना जाता है । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation J, just, Delhi and eGangotri 


anthropogeography | मानव पुशीत 
भौगोलिक पर्यावरण तथा मनुष्य के बीच के अंतः संबंधों का 

अध्ययन | 
anthropolatry मानव पुजा 


मानव को देवता का स्थान देकर उसकी पूजा करना | 


anthropomancy मानवांत्र प्राक्डयापने 

yama के लिए मानव की आंतों का प्रयोग । इस उद्देश्य के 

लिए जितकी वलि दी जाती थी वे प्रायः कुमारी कन्याएँ या बच्चे 
होते थे । 


anthropomorph qeq, मानवाकुति 


मानवाकृति का प्रतिछूप जिसका प्रयोग विशेषकर रूढ़िवद्ध आदिम 
कला में किया गया है | 


anthropomorphic नुरूपी, मानवकुतीय 
(=anthropomorphical) 


मनुष्य जैसा रूप-रंग तथा ArH रखने वाला | 


anthropomorphism सातनवत्वारोपण, नरत्वारोपण, 


नरूपता 


उन वस्तुग्नों अथवा पदार्थों में मानवीय गुणों को श्रारोपित करना 
जो वास्तव में मानवीय न हों । यह प्रवृति आरंभ में बहत-से धर्मों 
में पाई जाती थी । नरत्वारोपण संभवत: प्रकृति पुजन का विशेष 
अंग था | 


anthropomorphosis नरूपांतरण 
मानव रूप में कायांतरण । s 
anthropophagus it 
मनुष्य के मांस का भक्षण करने वाला मानव | ane 
anthropophagy 


i नरभक्षण 
मनुष्य द्वारा मनुष्य के मांस का भक्षण | 


r 


Mase ea In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


25 
antiquarian पुराविद्‌ 
पुराकाल के श्रवशेषों का ग्रध्ययन करने वाला | 
antiquarinism पर(तनवाद 


प्राचीन काल तथा उसके श्रवशेषों का श्रध्ययन जो बहुधा रुचि 
या व्यसन के रूप में किया जाता है, या यह पुरातत्व विद्या के 
विकास से पहले प्रचलित रहा है जिसमें बहुत से पुरातनवादियों ने 
महत्वपूर्ण योगदान दिया है । 
antique पुरावस्तु 
पुरातन युग waar ग्रतीत से प्राप्त अवशेष या वस्तुएं जैसे, कोई 
कलाकृति, फर्नीचर या सजावट की 'वस्तु जिसका निर्माण लगभग 
100 वर्ष पूर्वं या अमरीकी मानक के अनुसार सन्‌ 1830 के पूर्व 
किया गया हो | 


antler hook ४उुंग-ग्रंकुश 
मछली पकड़ने का ऐसा कांटा जो मृग-श्रंग से वना हो । 


antler pick श्युंग-कुदाल 
मृग-श्युंग से बनी कुदाल | 


antler -sleeve भ्जृंग-नली (उपकरण) 
नली के श्राकार का एक उपकरण जो मृग-श्यृंग से बना होता है । 


anvil technique > निहाई-तकनीक A 

निधाति-प्रविधि 

प्रस्तर उपकरण निर्माण की ऐसी प्रविधि जिसमें प्रस्तर खंड को 

बड़ी स्थिर निघाति ग्रथवा प्रस्तर की आगे निकली हुई नोक पर मारा 

जाता है कितु इस प्रविधि द्वारा शल्कन में बारीकी प्राप्त करना बहुत 
कठिन है । 


Anyathian , ्रान्याथियन 


fetta तथा तृतीय हिमावर्ती काल के मध्य उत्तरी बर्मा के खंडक 
उद्योग से संबंधित है । 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


E by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


26 
ऐंज्ञनो 
जो बेबीलोनिया के उत्तर पूर्व में रहते थे तथा 
स्वाब्दी पुरानी मानी जाती है । 


Anzanite 
वे प्राचीन जन i 
जिनकी सभ्यता ईसा पूर्व पाच सहः 
एओर्नसक 
Aornarssuk 
एस्किमो जन में रक्षा करन वाली प्रेतात्मा | 
Apache ग्रपाश, अपाश वर्ग की भाषा 
1. अरिजोना, न्यू-मैविसको, टेक्सास तथा उत्तरी ,मैविसको के 
ग्रथापास्कन जन | 


2. आपश जन की कोई भी अ्रथापास्कन भाषा | 


apantomancy प्रथम दुष्ट पक्ख्यापन 
दैवज्ञ को जो भी प्रथम वस्तु दिखाई पड़े उसी से FANT 

करने को कला | 
apartheid प्रजा ति-पार्थक्य, 
रंग-भेद 


दक्षिणी अफ्रीकी संघ में गैरयूरोपी शमूहो के विरुद्ध पृथक्करण 
तथा राजनैतिक एवं श्राथिक विभेदीकरण की नीति । 


apotropaic imagery उच्चाटक-प्रतिसावली 

ऐसा कोई भी प्रतीकात्मक प्रतिरूप जिसका उद्देश्य दानवों ग्रथवा ग्रनिष्ट 

प्रभावों को दूर रखना है। उच्चाटक 'प्रतिमावली पर विश्वास अनेक 

आदिम संस्कृतियों में मिलता है और वह इस कल्पना पर आधारित 

कि प्रतिरूप की किसी भी समानता में मूल वस्तु की शक्ति 

निहित होती है । 

apotropaic remedy आओझाई उपचार 

श्रनिष्ट का निवारण करने के ऐसे उपाय जिनमें ओझा थूक और 
रक्त द्वारा उपचार करता है। 


apotropaism MAS, शांताभिचार 


उपयुक्त कर्मकांडो द्वारा अनिष्ठ का निवारण | 


E CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


1 
| 


। 
3 
l 
i 


| 
3 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
27 


apparition प्रेत छाया 
एक ग्रलौकिक छाया । जैसे, भूत, प्रत, बेताल या प्रेतछाया । 
apparitional soul प्रतात्मा 
भूत, प्रेत या बैताल से संबंधित आत्मा। 
applied anthropology अनप्रयकक्‍त नुविज्ञान 
जिस समह-विशेष में नृविज्ञानी कार्यं कर रहा हा उसकी 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नवैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक 
प्रयोग अनुप्रयुक्त नृविज्ञान कहलाता है । इसमें निर्देशन, प्रशासन तथा 
परामश सभी सम्मिलित हें । 
applique जड़ाऊ काम, ऐप्लिक 
1. किसी पदार्थ को काट कर सजावट के लिए किसी ग्रन्य पदार्थ 
पर लगा देना । 
2. एक प्रकार के कपड़े के ऊपर किसी दूसरे प्रकार के कपड़े 
को सिल कर सजावट करना। 
Apulian ware अपूली भांड 


एक प्रकार का प्राचीत यूनानी भांड जो मुख्य रूप से उसकी 
ग्रडांकार श्राकृति, मोटी was तथा मिली हुई गरदन Wit स्कंध से 
पहचाना जाता g) 


arabesque gaa का काम 

जटिल ज्यामितिक अलंकरण जिसका विकास मूलतः AGT कलाकार्रों 
ने किया । 
arable land कृष्य भूमि 
- ऐसी भूमि जो जोतने तथा फसल उत्पादन के योग्य हो । 

arboreal वृक्षीय, वृक्षवासी 
स्वभावतः वृक्षों पर रहने वाला प्राणी । 

arboreal _ theory वृक्षीय सिद्धांत 


वह *सिद्धांत जिसके ग्रनुसार वृक्षीय जीवन मानव के शारीरिक 
रौर मस्तिष्कीय विकास में सहायक रहा है। 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


- जबाब by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


28 
वृक्ष-संवर्धन 
| arboriculture 
| विशेष उद्देश्य से झाड़ियां तथा दृक्ष लगाना । 
i आदय 
| Archaean era Er Š महाकल्प 
| शैलों के प्राचीनतम ज्ञात समूह .का, उससे संबंधित ग्रथवा उसका 


=r ot क है 
समकालीन कल्प जो प्राक्‌केब्रियन काल के आरंभ का समय है। 


archaeolatry पुरातन-पुजा 


पुरातनता की पूजा । 
पुरातन, पुरातनिक 
L आद्य मानव की ग्रथवा उसके भी पूर्वज पशुओं वाली विशेष- 
ant जो अचेतन रूप में श्रभिलक्षित होती हे । 
2. अत्यंत ही प्राचीन ग्रथवा श्राद्य युग की विशेषताश्रों वाला 
थवा उनसे संबंधित | 


archaic 


archaic religion पुरातनिक धर्म 
प्राचीन धर्म जिसका वर्तमान युग में प्रचलन न हो। 


archetto (do) कुलाल चिक्कण-दंड 
(क्रि०) मिट्टी चिकनाना 
a मृत्तिका शिल्प में एक शाखित ग्रथवा मुड़ा हुआ दंड या छड़ 
जिसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक तार लगा होता है। कुम्हार 
भांड गढ़ते समय इससे मृदा चिकनाने का काम लेता है। 


ard WIS, कुदाली 


एक कृषि-उपकरण जो भूमध्य-सागरीय क्षेत्र में व्यापक रूप में पाया 
जाता हे । इसका प्रयोग मिट्टी को भुरभुरी करने के लिए किया जाता है । 


area resea ` > 
ge क्षेत्र अनुसधान 


विशिष्ट भौगोलिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में किया जाने 
वाला अनुसंधान जिसका लक्ष्य एक इकाई के रूप में उस क्षेत्र की 


pe क व्याख्या करना होता है। इस प्रकार के अध्ययन ग्रंतःशास्त्रीय 
भी हो सकते हैं । 


(0-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
29 


area studies क्षेत्र अध्ययन. 
किसी निश्चित क्षेत्र के मानव समुदायों का नृवैज्ञानिक ्रध्ययत | 


aren आरेन 


्राग्रो नागा समुदाय में 'माना' के तुल्य निर्वेयक्तिक शक्ति । 


Arioi एरिश्रोई 
सोसायटी द्वीप समूह का गुप्त समाज | 


ariolist वेदी-शकून विचारक 


वह व्यक्ति जो वेदिका द्वारा प्राकख्यापन करता है । 


R 


armlet कैपूर, बाजूबन्द 


कपड़े, धातु ग्रथवा किसी और पदार्थ का बना भुजदंड जो वाहे 
में अलंकरण, पहचान श्रथवा रक्षा के लिए पहना जाता है | 


arrow चाण, तीर, शर 
एक प्रक्षेपणास्त्र जिसको धनुष द्वारा फेंका जाता है। इसमें एक 

पतला शरदंड होता है जिसका नुकीला शीर्ष प्रस्तर अथवा धातु का 
बना होता है। शरदंड के निचले सिरे पर पंख अथवा विच्छ-फलक 
बंधे होते हैं। इसके तल भाग में खांच होती है जिसे प्रत्यंचा पर 


फंसा कर वाण चलाया जाता ह। 


arrow-head बाणाग्र 
(=arrow-point) 
बाण का प्रहार करने वाला सिरा जो प्रायः शरदंड से अलग 
कीलक या फन्नी के ग्राकार का होता है और जिसमें एक या अधिक 
कांटे होते हैं | 
artifact हस्तकृति, मानवकृति 
(=artefact) 


किसी भी" प्रकार की वस्तु जो मानव के हाथों से वनी हो,जेसे 
उपकरण शस्त्र, मृद्भांड तथा सभी तक्षित एवं उत्कीणित वस्तुएँ. । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


` - ताठा 
आ | Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


4 
R 


30 
R 
artificer श्पो 
| कुशल अथवा निपूण श्रमिक, मिस्त्री या कार [र ससे हस्तकला 
| कुशलता HATT विशेष प्रकारका ज्ञान अपेक्षित हो | 
अरता, We 
Arunta , अर 
(=Aranda) 
मध्य ग्रास्ट्रेलिया की ऐक जनजाति । 
ascending generation hee आरोही पीढ़ी | 
केन्र व्यक्ति के पूर्व की पीढ़ियां । 
ascetic तपस्वी es 


वह व्यक्ति जो श्रात्म त्याग, कठोर ग्रात्म संयम अथवा सादगी 
का जीवत व्यतीत करता है | 


750 से 612 fo पू० के मध्य समृद्ध मेसोपोटामियाई कला 
का एक उपविभाग इसकी एक मुख्य विशेषता निम्न उद्भूत भित्ति 
मूर्तियां हैं । 

आरंभ में यह कला प्राकृतिक रूपों के निरूपण में गत्यात्मक तथा 
ग्रथार्थवादी थी परंतु बाद में इसका क्षय होता गया और असीरी कला 
फिर कभी नहीं उभरी । मानवीय रूपों के प्रतिरूप बनाने में यह कला 
नीरस तथा रूहि-वद्ध थी । 


Assyrian pottery असी री AAS 

प्राचीन सीरी भग्नावशेष से खोदे गए मुद्भांड ठीकरे जिल्हे 

bs चार वर्गों में विभाजित किया जाता है : (1) भवन-निर्माण के लिए 

प्रयुक्त की जाने वाली खपरैल तथा इंटें जो इनेमल से. चटकीले रू 

में सजी होती थीं ; (2) बेरेल्स श्रथवा सिलिडर तथा प्रिज्म जो 

उन शिलालेखों के लिए विशेष रूप सेबनाए जातेथे ; (3) उत्कीर्ण 

के लिए प्रयुक्त चपटे पटल या टाइल्स जो प्रायः पुस्तकालयों Waal 

सेटों में विषयानुसार एक साथ एकत्रित किए गए थे : तथा (4) 

विभिन्‍न प्रयोगों के लिए भांड जो कहीं-कहीं acted होते T 
र सामान्यतः सादी ग्रकाचित मृदा के बने होते थे । 


4 


1 - 
s ` CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Assyrian art झसीरी कला ' 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and CC 


31 


astragalomancy घुटिकास्थि प्राकख्यापन 


छोटी akadi, जैसे कशेरूकाश्रों इत्यादि द्वारा प्राख्यापन करना | 


astromancy नक्षत्र प्राक्ख्यापन 


नक्षत्रों के ग्रध्ययन द्वारा की गई भविष्यवाणी 
aten तेन 


प्राचीन faa का धार्मिक प्रतीक सौर चक्र' जिसे मुख्य देवता का 
भांति ही सम्मानित किया जाता हे | 


Aterian point ग्रतेरी बेधनी 


उत्तरी पश्चिमी ग्रफ्रीका की मोस्तारी संस्कृति की चूलदार वेधनी । 


atlatl AAAA 


एक श्रजेतकी भाला-प्रक्षेपक । 


audi (knife blade) श्रौदी (चाकू फलक) 
(= audi point) 


मौस्तारी तथा उत्तर पुरा पाषाण संस्कृति के संक्रमण काल का 
उपकरण । 


ग्रौदी एक छोटा उपकरण है जिसका तलींय भाग समतल और 
ऊपरी भाग कुछ ढलवां श्रोर हल्की कटान वाला हाता है । इनमें से 
तल की ग्रोर की कटान ग्रधिक स्पष्ट और तेज धार वाली होती हूं। 
कटान के दसरी और का सिरा कुंद होता है । इसे कुंद सिरे की श्रोर 
से and और पहिली उंगली के मध्य चाप द्वारा पकड़ कर धार की 
गोर से जोर से प्रहार करने पर यह विशेष प्रभावकारी हाता हू । 


augur agaa, नजूमी, amat 


शकुन द्वारा भविष्य की eTA के बार म बताने वाला 
विख्यात व्यक्ति | 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
32 


augury 1. शकुन, शकुन-विचार, प्राकख्यापन 
2. भविष्य कथन 


| . 
i : विभिन्न प्रकार को घटताश्रा भविष्य के संबंध में अनुमान लगाना | 
i विशेषकर ऐसी घटनास्रों के श्रध्ययन हारा जिन्हें मूल रूप मे 
अलौकिक माना जाता हो । 


Aurignacian culture श्रौरिग्नेशी संस्कृति 


ग्रौरिग्नेशी शैतलपिरोती समुदायों के समकालिक समुदाय जो 
फ्रांस तथा मध्य यरोप के गुफाओं वाले पहाड़ी भागों में रहते थे । 
इनकी संस्कृति जर्मनी, इटली, चैकोस्लोवाकिया, श्रास्ट्रिया, हंगरी, . 
रूमातिया, वलगेरिया, क्रीमिया, टर्की तथा इजरायल तक फैली हुई ‘| 
थी । गुफाग्रों की दीवारों पर भालू तथा अन्य पशुओं के उत्क्रीणित 
चित्र श्रथवा लाल तथा काले रंग से वने पाएवे-चित्र प्राप्त हुए हैं । 
ओरिग्नेशियों ने शेतलपिरोनी उपकरणों के वर्ग के ही उपकरण बनाए 
थे, जैसे-पाटित-ग्राधार अस्थि-बेधती, तथा प्रस्तर फलक, जिनके 
निचले सिरे पर थोड़ी खांच होती थी । खांचेदार फलक उस संस्कृति 
की विशेषता है | 


Aurignacian epoch ्रौरिग्नेशो यग 


उत्तर पुरापाषाण काल का एक विभाग ओरिग्नेशी यग कहलाता 
। प्रस्तर फलक इस काल का विशेष उपकरण है | 
Aurignacian industry श्रौरिश्नेशी उद्योग 
ढलवां, निधरणाकार तथा नासाकार, क्षरक, लघ कीलक वेधनियां, 
ग्रत-फलक-क्षुरक तथा विभिन्न प्रकार के ब्यरिन इस उद्योग के प्रधान 
उपकरण ह । इसका सबसे विशिष्ट उपकरण प्रस्तर फलक न Ue 
युग मे सुए श्रादि ग्रस्थि उपकरण भी पाए जाते हें | इसके Barat 


व्यक्तिगत ग्रलंकरण की वस्तुए, जसे छिद्रित शंख, दांत तथा पे | 
| 

श्रादि का सर्वप्रथम निर्माण इसी यग में ZAT । 
autochthon 
5 मूलवासी | 
किसी भी स्थान के मूलनिवासी जिनक! उद्भव वहीं हुआ हो । | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow i | 


a | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


33 
aversive magic निवारक जादू 
कष्ट निरोधन के लिए किया गया जादू | 
avoidance परिहार 


संबंधी बंधुवर्गों के व्यवहार की एक रीति जिसके अनुसार औप- 
चारिक रूप से इनका परस्पर संपर्क सीमित होता है । इस प्रकार के 
संवंध भाव की मुख्य विशेषता एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष संपक न रख कर 
उनकी उपेक्षा करना है । इसमें एक दूसरे का स्पर्श करना, वात करना 
ग्रथवा नाम लेना निषिद्ध होता है । कुछ समाजों में एक दूसरे को 
देखना भी वर्जित है । इस प्रकार के संबंध मुख्यतः वैवाहिक संबंधियों 
के बीच पाए जाते हैं जैसे भारत की कुछ जनजातियों तथा अन्य 
समुदायों में जेठ श्रौर बहू, श्वसुर व दामाद तथा सास व दामाद के 
मध्य ऐसा संबंध व्यवहार मिलता हे । परंतु कुछ समाजों में इस प्रकार 
के संबंध रक्‍त संबंधियों में भी पाए जाते हैं । जैसे ट्रोब्रिएन्ड द्वीप- 
वासियों में भाई वहिन के बीच ऐसे संबंध मिलते है । 
avuncu-clan मातुल कुल 
sto पी० मुरडॉक के मतानुसार ऐसा समूह्‌--जिसमें मातृवंश 
संबंधित वे सभी पुरुष सम्मिलित होते हैं जिनका श्रापस में मामा- 
ait का ग्रथवा निजी भाइयों का संबंध हो । इसमें उनकी पत्तियां 
तथा ग्रविवाहित बच्चे भी सम्मिलित रहते हैं जो निश्चय ही दूसरे 
faa के होते हैं । मां तथा बच्चे पिता की सिव के नही माने जाते क्योंकि 
ये समाज मातृवंशी होने के कारण मां की faa के ही सदस्य होते 
हैं । 
avunculate मातुल संबंध 
मामा तथा भांजे के मध्य विशेष निकट संबंध होना । बहुधा 
मातूवंशी समाजों में इस प्रथा के fag मिलते हैं । इसमें मुख्यतः 
fara प्रकार के संबंध मिलते हैं : 
1. मामा-भांजे के बीच परिहास | 
.2. मामा का भांजे के ऊपर नियंत्रण | 
3. मामा की संपत्ति में भांजे का उत्तराधिकार । 


avunculocal residence मातुल स्थानीय झ्रावास 
विवाह के बाद दम्पति के पति के मामा के यहां रहने की प्रथा । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


a by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
34 


सुआ, आरा, टेकुआ 


स्तर का नुकीला टुकड़ा जिसे अ्रच्छी तरह तराशा 


चकमक अथवा प्रस्त नेता है । वास्तविक सए 
गया हो । sar भिन्त-भिन्त आकार का होता है । वास्तविक मुए की 
y Q 


ति हई होती है । सुश्रा छेदकरने कें 
| कार्य धार वडी सावधानी से तराशी ge होती है | सु रने के 


awl 


काम आता है । 


कुठार 
axe 


प्रस्तर ग्रथवा धातु से बता चपटा तथा भारी कर्तन उपकरण जिसमें 


कर्तन धार मूठ के समांतर होती है । 


अज़ीलियाई, श्रज्ञीली (संस्कृति) 
फ्रांस में प्राप्त पुर्व मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित विकृत मग्दालीनी 
y प्रकार के प्रस्तर तथा अस्थि उपकरण, विशेषकर रेखाओं, बिदुओं तथा 
ज्यामितिक आराकृतियों से चित्रित वर्टिकाश्म ग्रौर चपटे अस्थि हारूपन 

इसकी विशेषताएं हैं । 


azilian 


bacchanalian बैकानेलिया 


प्राचीन रोम का एक धामिक पर्व जिसमें श्रत्यधिक मदिरापान कर 

रंगरलियां मनाई जाती थीं। इस पर्व के अपने विशेष कर्मकांड होते थे । 

bachelor house amig 
=dormitory) 


जनजातियों में पाई जाने वाली एक सामाजिक संस्था जहां पर 
लड़के-लड़कियां अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को सीखने का श्रवसर | 
पाते हैं। इसकी मुख्य विशेषता सामुदायिक निवास है। कुछ समाजों | 
में यहां ग्रविवाहित वालक-बालिकाएं रात में एक साथ रहते हैं तथा 
कुछ समाजों में अलग-ग्रलग। युद्ध के समय ये स्थान युद्ध शिविर का 
काम देते हैं। वहुधा ये सांस्कृतिक कार्यक्रम और मनोरंजन के केन्द्र | 
भी होते हैं। यहीं ये अपने ग्रतिथियों का स्वागत-सत्कार भी करते | 
हैं। भारत में उत्तरी पूर्वी प्रदेशों, उड़ीसा तथा मध्यप्रदेश की जन- : 
जातियों में ऐसे युवागृह मिलते हैं। 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
AME, Sele ; 


— कटर पटल 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
35 


backed blade (flint) इकधार फलक (चकमक) 
प्रागैतिहासिक चकमक उपकरण जिसका एक सिरा द्वितीयक शल्कन 


द्वारा कुंद बनाया जाता है । 


~ 


backward classes पिछड़े वर्ग 


संस्कृति, शिक्षा और श्राथिक दृष्टि से पिछड़े लोग । 
Badarian pottery बाडेरी मदभांड 
faa में राजवंश काल के पहिले ईसा के 5000 वर्ष पूर्व 
नवप्रस्तर युगीन संस्कृति के अत्यंत ही परिष्कृत हस्तनिर्मित काले 
मुद्‌भांड बीकर' जो ट्यूलिप पुष्प के ग्राकार के होते हैं तथा जिन पर 
vad रंग के नमूने उत्कीणित रहते हैं। ये उत्तरी मिस्र के वाडेरी 
ग्राम में प्राप्त हुए थे । 


baetulus 


पवित्र पाषाणपा 
(=baetylic stone = baetyl) 


1. एक विशेष पत्थर, सामान्यतः उल्काश्म, जिसका प्रयोग 
किसी देवी-देवता के पूजन की वेदी के रूप में किया जाता है। 
2. एक अनगढ़ अथवा ्रपरिष्कृत (भोंडे) श्राकार का पत्थर 
| जिसे देवी मूल का तथा पवित्र मान लिया जाता हैं और उसकी पूजा 
की जाती è | 
baler shell ornament बालेर शल्क आभूषपा 
क्वींसलैंड, पश्चिमी मध्य ग्रास्ट्रेलिया तथा पूर्वी दक्षिण आस्ट्रेलिया 
की ग्रादिम जातियों के ग्राभूषण। 


balk सेंड 
=baulk) 


हल रेखाओं के बीच में मिट्टी की मुंडेर श्रथवा ग्रजोत भूमि जिसे 
भमिं के सीमांकन अथवा माप जोख के लिए छोड़ दिया जाता है। 
ball-headed club गदायष्टि 
| एक गोल शीर्ष वाली युद्ध गदा जिसका प्रयोग इरोक्योस तथा 
| अमेरिन्डियन समूह करते हैं । 


EN ae Musair Hemet aa CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


EY ray Foundatio, Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
36 


बाल्सा नोका | 
ग्रमरीका एवं फिलीपीन में. प्राप्त जलबेड़ा 
को बांध कर तैयार किया जाता है। यहां 
द्वारा समुद्र संतरण करते हैं । 


Balsa boat 


मध्य तथा क्या 
जो वाल्सा वृक्ष के ल! | 
के निवासी इन्हीं जलबडा 
ary 
a > रखने समदाय जो संख्या की दृष्टि 
क्षेत्र-विशेष में रहते वाला मानव 5 ७ र 
नाति से छोटा होता है। यह मानन वा 
ae जिसमें बहुधा यायावर ग्रथवा अधयायावर जन होते 
त उक्त न पर उपलब्ध चारागाहों, श्राखेट अथवा 
eee साधनों पर तिर्भर करता क्र इनका सामाजिक संगठन 
अपेक्षाकुत साधारण और सामाजिक नियंत्रण अनौपचारिक होता है। 
प्रत्येक aes की श्रपची पृथक्‌ संस्कृति ate मुखिया होता है। 


OTS 


SCI OEE 


banishment देश निकाला, निर्वासनः 


कानन द्वारा किसी व्यक्ति का समूह , देश अथवा क्षेत्र से | 
if | 
निर्वात | 


baraka बरका, वरदान 


पूर्व के बहुत से धर्मों में 'वरदान' की संकल्पना, जो अलौकिक 
शक्ति तथा दैवीय देन के स्वरूप साधुओं, सिद्धों और प्राकृतिक | 
वस्तुओं में ग्रंतनिहित रहती है। | 


barbarianism बर्बरता. 


प्राकृतावस्था और सभ्यता. के वीच सांस्कृतिक विकास की एके | 
अवस्था जिसमें कृषि का गद्य स्वरूप और पशुचारण की श्राथिक | 
व्यवस्था मिलती है परन्तु लिखित भाषा का पूर्ण अ्रभाव है । | 


i 
f 
मॉर्गन ने मानव समाज के क्रमिक विकास का आरेखण करते | 


हुए संस्कृति की इस विशेष ग्रवस्था के लिए इम शब्द का सर्वप्रथम, 
प्रयोग किया था । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
37 


barbaric culture बर्बर संस्कृति 


Zo ‘barbarianism’. 
barbed arrow-head कटोला बाणाग्र, 
कांटेदार MMA 
ऐसा बाण जिसकी नोक के निचले सिरे दोनों ओर नुकीले 
द | 


रात्‌ 


4 
np 


pe 
A 


barbed harpoon head कंटीला हार्पून 


कांटेदार हार्पून 

मछली पकड़ने का कांटेदार प्रक्षेपणास्त्र जिसका प्रयोग मग्दालीनी 

युग में किया जाता था । यह एकशूली तथा द्विशूली दोनों प्रकार का 
का होता है | 


barbotine बारबोटीन, मिट्टी का लेप, भांड लेप 


महीन चिकनी मिट्टी का लेप जिससे मुद्भांडों पर सजावट की 
जाती है - 


bark boat छाल नौका 


छाल के वहत से टुकड़ों को एक साथ सिलकर बनाई 
गई नौका जो खात नौका के समान ही प्राचीन है। 


00 


Barremian epoch बरेभीन युग 


मेसोजोइक महाकल्प के अंतिम चरण-क्रिटेशस कल्प तथा उसके 
। ग्रनरूप णैल समह से संवंधित । यूरोप में फ्रांस के वरेमीन नगर के 
| नाम पर इस युग का नामकरण हुंग्रा | 


| barter system वस्तु विनिमय व्यवस्था 


मानव-समाज के सांस्कृतिक एवं ग्राथिक विकास की वह अवस्था 

जिसमें विनिमय किसी प्रकार की मुद्रा अथवा भ्रन्य साधन के द्वारा 

क्रय-विक्रय के रूप में न होकर केवल वस्तुश्रों की अदला-बदली के 

i रूप में होता था। 
| 1 CHD/Ti—4 
| 


| (७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ही... 00240, sorar 


Digitized by yu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
38 


असिताश्म, बेसाल्ट 
basalt 


eX शैल के ‘~ साल्ट 

एक प्रकार के काले रंग के ज्वालामुखी शत विभंग । बेसाल्ट' 
7 प्रकार के कार्ल र + प्रयक्त होता हे । नवप्रस्तर 
es p > eat > लिए भी प्र्यु क्त हाता ol नव स्तर 
शब्द काल ९ paras ; 


am में इससे उपकरण बनाए जात X | 


hase line i ; me रेखा 
वह अ्नमानित काल रेखा जिसका उपयोग जक तथा 
सांस्कृतिक सर्वेक्षण में प्रावकल्पना के प्रतिपादन के लिए किया जाता 
हे । संपूर्ण सर्वेक्षण की संरचना इसी प्रकार श्राधारित त रहती 
जैसे, संस्कृति परिवर्तन की समस्या के अध्ययन म॑ किसी समय-विशेष 

की संस्कृति को आधार मान कर श्रध्ययन किया जाए। 


| 
| 


eR आ्राधार मानचित्र 

किसी क्षेत्र का मानचित्र जिसमें वहां के भौगोलिक और ्राथिक | 
EA ANS जिसका प्रयो - | 
विशेषताओं वाले स्थानों को दिखाया जाए तथा जिसका प्रयोग वहां | 
की किसी सामाजिक घटना के विस्तार की रूपरेखा ग्रंकत के लिये | 

किया जाए। इसे सामाजिक आधार मानचित्र भी कहते हैं। | 
Hae मूल श्रावश्यकता, प्राथमिक | 
(=primary nced) ग्रावश्यंकता i 
मानव मात्र की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएँ जो मानव और l 
पशुओं में समान होती हैं। जैसे ग्राहार, रक्षा और प्रजनन तथा उसको 4 
अपनी अन्य शारीरिक और मानसिक गठन के कारण कुछ विशेष | 
आवश्यकताएँ जो श्वसन, निद्रा, पिपासा इत्यादि से संबद्ध होती हे । | 
basic postulate MUTT श्रम्युपगम | 
किसी भी विशेष धर्म, दय X | 
सी भी विशेष धर्म, दर्शन अ्रथवा विज्ञान में श्रन्तनिहित f 
` 2 जे ` ` ~ Wy 
संकल्पनाए जा अपने श्राप में प्रमाण, तथ्य निरूपक, युक्तियुक्त, ग्रकाट्य i 
तथा अनिवार्य होती हैं। i 
basket करंड, टोकरी, पिटक | 
वेत्र maaa तथा खपच्चियों ग्रादि लचीली' वस्तुओं से बून कर | 


बनाया gar पात्र जिसका प्रयोग तरल तथा ठोस amt प्रकार की 
वस्तुओं को रखने या ले जाने के लिये किया जाता है। 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
39 


basketry करंड शिल्प 


तंतुओं, खपच्चियों नरकुलों तथा धातु के लम्बे पतले तारों के 
ताने बाने से बुन कर तैयार की गई टोकरी श्रथवा ऐसी ही कुछ 
भ्रत्य वस्तुओं के निर्माण की कला । इसके अतर्गत टोकरींसाजी, 
चटाई निर्माण, जाल फंदा पाश निर्माण तथा na श्रलंक्रत-गुफित 
कृतियां आ जाती हैं। करड कर्म की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। 
यह जाल बनाने तथा बुनने की प्रक्रिया है परन्तु इसमें पिनों अथवा 
अक्षि का प्रयोग नहीं किया जाता और यह कपड़ा बुनने श्रथवा नमदा 
बनाने की कला से भिन्न होती है। 

Zo — Check basketry, coiled basketry, haxagonal basketry, 
plaited basketry, twilled basketry, twined basketry, wrapped 
basketry’. 

basket trap करंड पाश 

बेंत ग्रथवा बांस की खपिच्चयो से निर्मित मछली पकड़ने का 


~ 


पाश जिससे छिछले पानी में मछलियां पकडी जाती हें । 


basket weave शतरंजी बुनाई, चटाईदार बुनाई 
टोकरी बुनने की एक विधि--जिसमें ताने वाने के वेत्न सूत्रों से 
वेणी गूथने की भांति ही शतरंजी नमूने बनाते हैं 
Basque 1. बॉस्क जन 2. बास्क भाषा 
1. रोमन युग से पूर्व काल में विस्के की खाड़ी के तटवर्ती पश्चिमी 
| पिरेनीस' प्रदेश (स्पेन और फ्रांस) के निवासी। इनका मूल उद्भव 
| ward है। सुदीर्ध काल से अलग-थलग और एकांत में रहने तथा 
अन्य समुदायों से मिश्रित न होने के कारण इनका गठन आसपास के 
जनसमूहों से भिन्न है। 
2. बास्क जन की भाषा जिसका सम्बन्ध काकेशी परिवार की 
भाषाओं से बताया जाता है । 


bast cloth बास्ट वस्त्र 
| कुछ जंगली पेड़ों की छाल के काष्ठ जसे सख्त रेशे से निमित 
1 - एक प्रकार का+वल्कल वस्त्र। AS का प्रयोग बहुधा सुतली, रस्सी, 
| चटाई और वस्त्र इत्यादि बनाने के लिये किया जाता है । 


CG-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


eee 


| 


“जाना 
{ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


38 
असिताश्म, बेसाल्ट 


एर क्रे काले रंग के ज्वालामुखी शेल विभंग । pis 
क्षी प्रयक्त होता है । नवप्रस्तर 


basalt 


एक प्रक व 
शब्द काले रंग के मृद्भांडों के लिए ' 
यग में इससे उपकरण बनाए जाते A । 


र WITT रेखा 
base line 


वह gama काल रेखा जिसक 
सांस्कृतिक सर्वेक्षण में प्रावकल्पना के ee 
हे । संपूर्ण सर्वेक्षण क्री संरचना इसी प्रकार ग्राधारित रहती है । 


Q 
"र >. 


जैसे, संस्कृति परिवर्तन की समस्या के श्रध्ययन में किसी समय-विशेष 


का उपयोग सामाजिक तथा 
प्रतिपादन के लिए किया जाता 


की संस्कृति को ग्राधार मान कर अध्ययन क्रिया जाए। 


base map आधार मानचित्र | 
किसी क्षेत्र का मानचित्र जिसमें वहां के भौगोलिक और श्राथिक i 
विशेषताओं वाले स्थानों को दिखाया जाए तथा जिसका प्रयोग वहां | 

1 


की किसी सामाजिक घटना के विस्तार की रूपरेखा श्रंकत के लिये 
किया जाए। इसे सामाजिक आधार मानचित्र भी कहते हैं। 


basic need मूल श्रावश्यकता, प्राथमिक i 
(=primary need) आवश्यकता 
मानव मात्र की सबसे महत्वपूर्ण श्रावश्यकताएँ जो मानव और 

पशुओं में समान होती हैं। जैसे आहार, रक्षा और प्रजनन तथा उसकी 
अपनी ग्रन्य शारीरिक और मानसिक गठन के कारण कुछ विशेष 


a A; 


आ्रावश्यकताएँ जो श्वसन, निद्रा, पिपासा इत्यादि से संबद्ध होती हे । 


basic postulate MAR प्रम्युपगम 

किसी भी विशेष धर्म, दर्शन waar विज्ञान में श्रन्तनिहित 

संकल्पनाएँ जो अपने आप में प्रमाण, तथ्य निरूपक, युक्तियुक्त, ग्रकाट्य 
तथा श्रनिवार्य होती हें । 


xoa करंड, टोकरी, पिटक 


वेत्र जलवेव तथा खपच्चियों श्रादि लचीली वस्तुओं से वुन कर 
बनाया gal पात्र जिसका प्रयोग तरल तथा ठोस sat प्रकार की 
वस्तुओं को रखने या ले जाने के लिये किया जाता al 


q CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


39 


basketry करंड शिल्प 


agai, खपच्चियों नरकुलों तथा धातु के लम्बे पतले तारों के 
ताने बाने से बुन कर तैयार की गई टोकरी अथवा ऐसी हो कुछ 
अन्य वस्तुओं के निर्माण की कला । इसके अंतर्गत टोकरीसाजी, 
चटाई निर्माण, जाल फंदा पाश निर्माण तथा श्रन्य अलंक्ृत-गुंफित 
कृतियां ग्रा जाती हैं। करड कर्म की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। 
यह जाल बनाने तथा बुनने की प्रक्रिया है परन्तु इसमें पिनों अथवा 
afa का प्रयोग नहीं किया जाता और यह कपड़ा AAA ग्रथवा नमदा 
बनाने की कला से भिन्न होती है। 


sy 
Q 


—‘Check basketry, coiled basketry, haxagonal basketry, 
plaited basketry, twilled basketry, twined basketry, wrapped 
basketry’. ; 


basket trap करंड पाश 


बेंत श्रथवा वांस की afteaat से निर्मित मछली पकड़ने का 


| पाश जिससे छिछले पानी में मछलियां पकड़ी जाती हें । 


basket weave शतरंजी बुनाई, चटाईदार बुनाई 
i टोकरी बुनने की एक विधि--जिसमें ताने वाने के वेत्रसूतों a 
वेणी गूंथने की भांति ही शतरंजी नमूने बनाते हैं। 


| Basque 1. बास्क जन 2. बास्क भाषा 

1. रोमन युग से पूर्व काल में बिस्के की खाड़ी के तटवर्ती पश्चिमी 
पिरेनीस प्रदेश (स्पेन और फ्रांस) के निवासी। इनका मूल उद्भव 
| अज्ञात है। युदीर्ध काल से ग्रलग-थलग और एकांत में रहने तथा 
| अन्य समुदायों से मिश्रित न होने के कारण इनका गठन आसपास के 


| 
| जनसमूहों से भिन्न है। 
i A काकेशी' A 
| 2. बास्क जन की भाषा जिसका सम्बन्ध क परिवार की 
भाषाओ्रों से बताया जाता है । 
bast cloth बास्ट ata 


कुछ जंगली पेड़ों की छाल के काष्ठ जसे सख्त रेशे से निर्मित 
- एक प्रकार का«वल्कल TAT) वास्ट का प्रयोग बहुधा सुतली, रस्सी, 
चटाई और वस्त्र इत्यादि बनाने के लिये किया जाता है । 


Laon Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Ta 
; Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


40 


| | paton-de-commandement उगवत 
| ओरिस्नेशी और पुराप्रस्तर युग का एक उपकरण जिसे रेंडियर 
IM A या वारहसिगे के सींग या अस्थि से वनात ee हि अ एक | 
mare छेद किये जाते थे तथा कुछ उत्कोगन क. RS भो की 
जाती थी । waa का प्रयोग बाण को सीधा करने के लिये किया 

जाता था। 
अब कुछ विशेषज्ञों की धारणा है कि यह शक्ति और अधिकार i 
का जीता भी था। इसका वास्तविक प्रयोग परिकल्पनात्मक है। | 
batten थापी, काष्ठ पट्टिका, फटठी | 
काष्ठ पट्टिका ग्रथवा थापी जो gari का एक साधारण सा | 
p 4 यंत्र हैं। इसे बुनाई के समय काम में लाते हैं। कर्घ पर शटिल से 
» धागों की भराई करते समय हर वार इन सूत्रों की थपाई कर ताने | 
को श्रन्तग्रंथित करते हुए यथास्थान जमाते जाते हैं। || 
battered backed blade (flint) fasan फलक (चकमक) | 
एक प्रकार का चकमक फलक जिसका श्राकार बहुधा त्रिकोणीय | 
और एक सिरा निप्रवाणित होता है। i 


battle axe युद्ध कुठार, फरसा, परशु 

उत्तरी यूरोप में नवप्रस्तर युगीन संस्कृति का एक प्रारूपिक | 

प्रस्तर उपकरण जिसका फलक चौड़ा होता था और जिसका प्रयोग 
बहुधा युद्ध में शस्त्र के रूप में किया जाता था। 


bead सनका 
। पत्थर, कांच, सीपी, लकड़ी, धातु waar किसी और पदार्थ का 
छोटा तथा गोल खंड जिसमें धागा अथवा तार डालने के लिये छेद | 
होता है। जनजातियों में बहुधा श्राभूषणों के लिये इसका उपयोग 
किया जाता है। 


beaked graver 


एक द्य उपकरण जिसका काम में ग्राने. वग्ला अंग एक छोटी 


| 
| 
| 
पेचद . 5 पर्ण | 
चोंचदार टांकी, चंचु उत्कोणंक । 
नोक अथवा चंचु-जैसा होता है। इसकी रचना कुछ छोटे-छोटे फलकों | 


4 CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


41 


को काट कर एक लंबे उत्कीर्णक फलक के रूप में की जाती हे, 
जहां से फलक के दूसरी ओर की गोलाई या वक्र बनता हैँ और 
जिसमे नोक अथवा चंच पुष्ट होती है। इन फलकों को फ्लूटिग प्रविधि 
अर्थात्‌ द्वितीयक शल्कन द्वारा काटा जाता था श्रौर तैयार उपकरण 
सुंदर कलात्मक कृति होता था। 


Beaker culture संस्कृति 
(=Danubian culture) बीकर संस्कृति. 


मध्य यरोप के प्रागैतिहासिक वीकरजनों के पूवं को कांस्य युगान 
i संस्कृति । इसे उन्यूबी श्रथवा बीकर संस्कृति कहते हैं । घंटाकार बीकर 
| aaar मृदभांड चषक इस संस्कृति की विशेषता हे । इन्हें वे अपन 
| मृतकों के साथ गोल स्तूपों में दफनाते थे। 
| Beaker folk बोकर जन 
| यूरोप में पूर्व कांस्य युग के प्रागैतिहासिक जन जिन्होंने डैन्यूवी | 
| संस्कृति का विकास किया था। इनकी संस्कृति की विशेषता मिट्टी 


से बने a या घंटाकार बीकर थे जिन्हें ये शवों के साथ दफनाया 
। करते थे। 


Bedouin ; az. 
अरब, सीरिया या उत्तरी ग्रफ्रीका के मरुस्थलों में रहने वाले 
i . श्ररव जन जो मुख्यतः यायावर हैं 


beehive hut छत्ता कुटीर 


गोल गुंबदाकार कुटीर जिसमें एक साथ TT दो अधवृत्ताकार 
बातरोध होते हैं। ये मानव के प्राचीनतम आवास के प्रकार हैं जो 
| आज भी ग्ास्ट्रेलिया तथा भ्रफ्रीका की जनजातियों में पायं जाते हैं 
4 एस्किमो के इगल भी छत्ताकार कुटीर कहे जा सकते हैं यद्यपि इनका 


| निर्माण बर्फ की शिलाओं से किया जाता है 
| beehive tomb छत्ता मकबरा, छत्ताकार मकबरा 
i पहाड़ी को काट कर बनाया गया छत्ते के ग्राधार का मकबरा 
| जिसमें प्रवेश करने का मार्ग प्राय: समस्तर हाता AT! ऐसे मकबरे 
| ग्रीस में माईसीनी युग की विशेषता हे । 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


__—_ विवि 


< 


igitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


42 


beige ware साल भांड 
i 


प्राकृत रंग के मृद्भांड जिनमें किसी प्रकार के रंग का मिश्रण 
न किया गया हो ग्रौर जो विरंजित भी न atl 


3 sa 
Beja ae 1 
1. सहारा की एक पशुपालक यायावर जनजाति जा नाल नदी 


तथा लाल सागर कें वॉच के स्थान में रहता ह। 


2. वेजा जनजाति की कुशीटिक भाषा। 


bell beaker घंटाकार म॒दभांड, घंटीदार तरणक 


यूरोप में पूर्व कांस्य युग में बीकर जना द्वारा निर्मित घंटाकार 
मुद्भांड जो पूर्व डेन्यूवी संस्कृति की विशेषता हैं। इसकी ऊंचाई और 
व्यास प्रायः बरावर होता है। बीकर जन इन्हें अपने मृतका के साथ 
दफना दिया करते थे। 


bellows धोंकनी 


| 
|| 
l 
l 


एक यंत्र जिसके प्रमुख श्रंग मशक और फुकनी होते हैं। फुकनी 
द्वारा भट्टी में हवा फूकी जाती है। बातु-कर्म में इसका प्रयोग अग्नि 
प्रज्वलित कर धातु को गलाने के लिये किया जाता है। 


SRST 


belomancy बाण प्राक्ख्यापनं 


भविष्य कथन के लिये mema की एक विधि जिसमें faar 
विचारे तूणीर से वाण निकाल कर शकून विचारते हैं 


| 
| 


benevolent deity हितकारी देवता 


उदार और दयालु देवता जो अपने उपासको के समस्त संकटों 


को टूर कर Se सुखी ओर संपन्न बनाते हें । 


benevolent spirit उपकारी प्रेतात्मा 


ऐसी प्रेतात्माएँ जो उदार और दयालु होती “हैं और जिनकी 
प्रकृति सदैव दसरों की सुख समृद्धि के संवर्धन की होती है। 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


LS 


ERIE OS IES 


Ee betrothal 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


43 
benge ai 
कृचले के सत्त को तरह का एक विष जिमके द्वारा श्रजांडे 
जन भविष्य़ का पूर्वानुमान लगाते है। यह चूजों को खिलाया जाता 
है तथा उनके मरने या न मरने के आधार पर भविष्य का श्रनुमान 
क्रिया जाता È | 
berdache बिपरीत वेशी, falan ATAT 
ऐसा व्यक्ति जो विलिगी वेश भूपा धारण कर वैसे ही आचरण 
का प्रदर्शन करता है। 

मंगनी, वाग्दान 
1. स्त्री और पुरुष का विवाह के लिये परस्पर वचनबद्ध होना। 
2. भविष्य में विवाह संपन्न कराने के लिये वचनबद्ध होना । 


1 


heweddung बिवेडुंग (कन्या विक्रय ) 


qa मध्य युग में ट्यूटोनिक जन की एक प्रथा जिसमें भावी 
पति तथा कन्या के पिता आपस में अनुवन्ध करते थे। इसके अनुसार 
वधू के बदले में बहुमूल्य वस्तुएँ प्रदान की जाती थीं। पति की मृत्यु 
हो जाने पर ये वस्तु पत्नी के भरणपोषण के काम श्राती थीं । 
bident द्विदंती 
दो कांटों वाला उपकरण। 


- bier अर्था, शव॒पान 


एक प्रकार की संरचना जिस पर शव को कब्र या श्मशान तक 
ले जाय! जाता है। 


biface tool द्विमुख श्रौज्ञार, द्विमुख उपकरण 


सामान्यतः चकमक से बने प्रस्तर उपकरण जिन्हें क्रोड को दाता 
योर से काट कर चपटा बनाया जाता È | 


bifurcate merging fast विलय 
एक ही सेक्स (लिग वर्ग) और पीढ़ी के भिन्न शाखीय तथा 
स्त्रशाखीय संबंधियों को पहचानने की विधि। टायलर तथा रिवर्स 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


TO 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


44 


y मोयटी में विभाजित किया था जिनमें अनेक 
। द्विभाजी विलय में एक हो सेक्स 
व्यक्तियों को एक ही बंधुत्व 
गन्द द्वारा संबोधित किया जाता है, जैसे पिता, चाचा ue wes! 
ही संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार माँ ATE मौसी के लिये भी केवल 
: ता है। मां का भाई और पिता की वहन चूंकि 


एक शब्द प्रयुक्त = 
कक शड a acl हैं, अतः इतके लिये पृथक सर्वाधना का AIT 


किया जाता है । 


ने सभी संबंधियों को 
संबंधी सम्मिलित रहते 4 
(लिगवर्ग) और पीढ़ी के 


bifurcation द्विशाखन, द्विभाजन, द्विधाभवन 

एक प्रकार की बंधुता शब्दावला जिसमें प्रत्येक पीढ़ी इस प्रकार 

से बिभाजित की जाती है कि केवल आधे भिन्नशाखीय स्वजन स्व- 

शाखीय स्वजनों के साथ विलीन हो जात gl जस समलिगी सहोदर 

पिता तथा पिता के भाई के लिये एक शब्द का प्रयाग करत ह तथा 

मां और मां की बहिन के लिये अलग शब्द का प्रयोग किया जाता हे । 

bigamous द्विविवाही 
L द्विविवाह प्रथा से संबंधित । 


2. वह स्थिति जिसमें एक ही समय किसी पुरुष की दो पत्तियां | 
होती हैं, या किसी स्वी के दो पति होते हैं। | 
bigot gata 
ag व्यक्ति जिसके मन मे अपने धामिक विश्वासों और विचारों 

के प्रति ama निष्ठा एवं दुराग्रह हो तथा जो अन्य धर्मो के प्रति | 
नितांत ही असहिष्णु, विवेकहीन और तकंशून्य हो । 


bigotry धर्मांधता, मताग्रह 


अपने धर्म के प्रति अगाध निष्ठा एवं. दुराग्रह तथा wea धर्मों 
के प्रति नितांत असहिष्णता का होना। 


bilateral barbed harpoon द्विपाश्विक कंटक हारपून 


लाना युग म प्राप्त हारपुन जिसके दोनों ओर कांटे निकले 


होते हैं। यह शस्त्र मछली के शिकार के काम mar था । इसका 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Ea by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


45 
प्रयोग छोटे-छोटे शिकार को पकड़ने तथा मारने के लिये भी किया 
जाता था। 
bilateral descent उभयपक्षीय वंशानुक्रम 


वंशानुक्रम की एक विधि जिसमें व्यक्ति ग्रपने माता र पिता 
दोनों के वंश से समान रूप से संवंधित रहता है। 
bilateral family द्विपक्षीय कुटुंब, द्विपक्षीय परिवार 


ऐसा परिवार जिसमें संतान माता और पिता दोनों के संबंधियों 
के साथ समान रूप से संबंधित होती है। 


bilinear kin उभयवंशी स्वजन 
ऐसे संवंधियों का समूह जो मातृवंशीय ate पितृवंशीय दोनों 
ही समूहों से परस्पर संबंधित होते हैं। 


bilithon द्वि-अश्मक 
वह विशाल श्राड़ा शिलापट्ट जो एक खड़े शिलापट्ट पर टिका 

हुआ हो । 
bill hook ai 


ada उपकरण जिसके फलक की नोक ग्रंकुश की तरह मुडी 


it है. और जो मूठ से जुडा होता है। यह उपकरण छंटाई तथा 
इसी प्रकार के wea कार्यों के लिये प्रयुक्त होता है । 


z 

९ 

ण्या cateniedetamil उभयस्थानिक विस्तृत परिवार, 

ocal extende ami 5 

४ उभयस्थानिक विस्तृत कुटुब 

जब विवाह के पश्चात पुत्र अथवा पुत्री अपने मूल परिवार में 

ही रहते हैं तो उभयस्थानिक परिवार का जन्म होता है। इस प्रकार के 

परिवार में बंधन सूत्र पिता तथा. पुत्र अथवा मां तथा पुत्री के बीच 
होता है। 

bilocal residence उभयस्थानिक MINE 


विवाह के बादपति या पत्नी के माता-पिता के निकट या उनके 
साथ रहने को प्रथा । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


NT 


igitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


46 


biogenesis MANAA, जीवात्‌ जीवोत्पत्ति 
वह सिद्धांत जिसके अनुसार पूर्वस्थित जीवन से ही नये जीवन 
। का विकास होता हे । 

biological family जैविक परिवार, जैविक =: 
(=conjugal family) र कुटुंब 
ऐसा परिवार जिसमें पति-पत्नी तथा उनके बच्चे (अपने या 
गोद लिये) सम्मिलित हों। जैविक परिवार को ही छोटा परिवार 

दांपत्यमलंक परिवार, या मूल परिवार भी कहते हैं 


biological mutation जेविक उत्परिवतंन 
संतान में अपने माता-पिता के किसी महत्वपुर्ण गुण अथवा 
गुणों में ग्रचानक व्यतिक्रम या परिवर्तन हो जाना। 


hiosocial जेव सामाजिक 
कै जेव सामाजिक शब्द से तात्पर्य उन गुणों से है जिन्हें जीव जैविक 
तथा सामाजिक प्रभावों की पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप ग्रहण 
| करता हे ओर उनके अनुरूप व्यवहार करता है, जैसे--यौन व्यवहार 
| या भाषा ग्रभिज्ञान। 
biotechnology ‘ 
(=boman engineering) ama इंजीनियरी 


प्रोद्योगिकी का वह पहलू जिसमें जैविक तथा इंजीनियरी आंकड़ों 


क अयोग मानव तथा मशीन के पारस्परिक समायोजन की समस्या 
हेल करने के लिये किया जाता Zl 


biotic community 
unity जीव समदाय 


संबद्ध जीवों में परस्पर 


सवधा को प्रणालियां एवं संरूप बनाने 
की प्रवृत्ति 


हाता हे। य सरूप अपने जैसे अन्य संरूपों से पूर्णतया 
“rd होते हैं। उदाहरण के लिये किसी एक वन या तालाब में जीवों 
समुदाय कहते हैं। ये See TF मदामो ते 

> Q मानव समदाय से भिन्न होते 


हैं। 
ट्‌ 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


| 47 

| 

| bipolar technique feuda प्रविधि 

| शैल शल्क बनाने की प्रविधि जिसमें दोनों ग्रौर निहाई से प्रति- 

| घात के कारण समघात खंड शंकु बनते हैं। 

| birch bark भूर्ज छाल, भोज पत्र 

1 भूर्ज वृक्ष की छाल। 

i 

i birch bark boat भूर्ज छाल नौका | 

l भूर्ज छाल को सिल कर बनाई गई लंबी पतली नौका या कनु । 

| bird arrow पक्षी बाण 

। ऐसा वाण जिसकी नोक पर गोठिल पदार्थ लगा होता है ताकि 

| शिकार किये गए पशु की खाल नष्ट न हो जाए ग्रथवा कहीं पेड़ 

| में ग्टक कर खो न जाए। 

| bird stone पक्षी प्रस्तर 
होपवेल काल तथा उससे पूर्व के कुछ अमरीकी इंडियनों मे पाया जाने 

| वाला प्रक्षेपक भार जो सामान्य पक्षी के ग्राकार का होता था और 

| जिसे भल्ल प्रक्षेपक के दंड से वांधा जाता ari इसमें दो बाहर 

i निकली हुई घुंडियां होती थीं जो नेत्नों की प्रतीक थीं । यह प्रायः 

| पट्टीदार स्लेट का वना होता था जो उसके पंखो का प्रतीक थी। 

l bireme feaa नौका 

| = `a 
qa क्लासिकी युग का एक जलपोत जिसमें चप्पू दो स्तरा से 

चलाये जाते थे। 


birth custom जनस प्रथा 
शिशु के जन्म से संबंधित रीतियां। 
birth om en जन्म शकुन 
ग्रसामाश्य घटना जो बच्चे के जन्म के समय घटे और जिसका 
उसके जीवन में विशेष महत्व हो। 


PEP OF UR 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Ee by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
48 


जन्म सं 
birth rite म सस्कार 
बच्चे के जन्म पर किया जाने वाला श्रनुष्ठान। 


birth stone शुभमणि, राशि मणि 


बहुमूल्य पत्थर अथवा रत्न जो जन्म माह्‌ के अनुकूल होने पर 
उस माह में जन्मे व्यक्तियों के लिये शुभ होते हैं । 


bisque अकाचित मृद्भांड 


मुद्भांड fare पका कर सख्त वना लिया जाता है परन्तु काचित 
नहीं किया जाता । ये उस युग के भांड हैं जव काचन प्रविधि विकसित 
नहीं हुई थी । 


black pottery कृष्ण ATH 


चीन में पाए जाने वाले बहुत पतले काले चमकीले मृद्भांड 
जिन्हें चाक पर बनाया जाता था । ये प्राचीन चेग-त्सू-याई संस्कृति 
को विशेषता a fi 


blade फलक 
समांतर किनारों वाला कम चौड़ा लम्बा चकमक शल्क जो चपटा, 
पतला और बहुधा बड़े आकार का होता है। 


blade cor 
$ फलक क्रोड (चकमक) 
अहार पट्ट वाला चकमक क्रोड जिस पर हथोडे से प्रहार करने से 
फलक निकाले जाते हैं | ५ 


blade tool फलक उपकरण 
लंबे समांतर पार्श्वं बाले शल्क से बना उपकरण | 

block-on-block technique स्थिर घन प्रविधि 
कोड को घुमाकर एक बड़े प्रस्तर के 


हः किनारे पर आघात कर 
शल्क वनाने की एक प्राचीन विधि | र 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


/ 


es यान 


ह by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


49 


bleed brotherhood रकत भ्रातृत्व 


परस्पर जन्मजात भाई का संबंध न होने पर 
रक्‍त विनियम द्वारा बंधुत्व का घनिष्ठ बंधन 
स्थापित करते हैं और वे एक दूसरे के प्रति भाइयों जैसी निष्ठा 
रखने लगते हैं। रक्‍त ही बंधुत्व का कारण है--इसी आधार पर 


Q 
रक्‍त का मिश्रण किया जाता है । 


दो भाइयों 


में 
प्रतीकात्मक रूप में 


blood feud कुल बेर 
आहत व्यक्ति के परिवार द्वारा अपराधी व्यक्ति या उसके परिवार 
से खून का बदला लेना। 


blood kin रक्‍त स्वजन, रक्‍त ज्ञाति 


ऐसे संवंधी जो सामान्य वंशानुक्रम के द्वारा एक दूसरे से 
संबंधित हों । 
bload line शद्धवंश क्रम 
वंशावली के प्रत्यक्ष पूर्वजों का श्रनुक्रम। 

blood relationship रक्‍त संबंध 
रक्त द्वारा संबंधित श्रथवा सामान्य पूर्वज के वंश का होना। 

blow gun फूक नली 
लगभग 10 फुट लम्बी बेत या नरकुल की नली जिसके द्वारा 

mea या विषयूक्त वाण BH कर फेका जाता है। यह इंडोनेशिया, 
मलय देश तथा दक्षिणी श्रमेरिका के कुछ भागों में पाई जाती sl 
blue blood आभिजात्यं 


कुलीन, संभ्रांत waar सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित वंश। 


blunted back ‘scraper कुंठित पुष्ठ खुरचनी, 
कुंठित पृष्ठ क्षुरणी 
खरचनी जिसका एक किनारा द्वितीयक शल्कन द्वारा विशेष रूप 

से कुंठित बनाया गया हो। 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Pitts by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
50 


boat wright नाकाकार 


व्यक्ति जो नौका बनाता हैं। 


bohio वोहियो 
वेस्टइंडीज के एंटलीज द्वीपसमूह की टाइना जनजाति के घर 
जितका फशें श्रायताकार और छत तिकोनी होती है। 


bola बोला 
पशग्रों को फंसाने का एक प्रकार का पाश जिसे दो या तीन 

पत्थर अथवा धातु के गोलों को डोरी में बांधकर बनाते 
भागते हुए पशु के पैरों में इसे घुमा कर मारते हैं जिससे पशु भाग 
नहीं पाता और चोट खा कर गिर पड़ता है ओर तभी उसे पकड़ 
लिया जाता है। दक्षिणी अमरीका के इंडियन तथा कुछ एस्किमों वर्ग 
के लोग am भी श्राखेट के लिये इसका प्रयोग करते हैं। 
bon वा 
जीववादी धर्म जो तिब्बत में बौद्ध धर्म के पहले प्रचलित था। 


bone ash हड्डी की राख, श्स्थि भस्म 


ग्रस्थियों का सफेद ALT अवशेष जो मख्यतः हवा में अस्थि भस्म 
से त्िक्षारकी कैल्सियम फासफेट बन जाता है। यह विशेषकर खप्पर 


मृदुभांड तथा शीशा बनाने तथा आभूषण साफ करने के काम 
आता है। 


bone awl 

हट्टी का सुआ, afer gat 
ac से बना एक नुकीला उपकरण जो छिद्र करने के काम 
ग्राता है। 
bone-hook 
ra श्रस्थि कांटा, अस्थि कंट 
FR E का एक (छिद्रित कांटा जिसके 


दोनों सिरे नुकीले होते 21 इसका 
लिये >> x इसका प्रयाग मछली का करने 
ये किया जाता ary का शिकार क 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 


| 


|| 
Í 
} 


| 


== by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


51 
bone point अस्थि वेधनी 
| उपकरण जोसं 3 4 
| ड f उपकरण जा संभवतः णराग्र, कुंताग्र तथा. आखेट के 
| अग्र भागों में प्रयोग किया जाता था। 
| 
| bone spatula अस्थि करनी 

क्र i 

| हट्टी से बनी arr करनी । 
| 
BD 00107 work ates शिल्प, हड्डी का काम 
हड्डी से विभिन्न प्रकार के उपकरण, आभूषण आदि बना? 


वचात का 
| काम | 
। 
| honga त्रोंग 
5 7 
| < ted ds वोंगा 
| मध्य भारत का जनजातियों का पारब्रह्म स्वरूप जिसे वे श्रलौकिक, 
4 


परम शक्तिवान BI समस्त संसार के अवयवों में व्याप्त मानते हैं । 
मध्य भारत को मुंडा, हो तथा छोटा नागपुर की इसी वर्ग की ग्रन्य 
जनजातियों में इसके प्रति area देखने को मिलती है। वे इसे 
समस्त सृष्टि wie शक्ति का मूल मानते हैं। | 

बोंगावाद 
बोंगा एक अ्रलौकिक शक्ति है जो वस्तुओं के गुणों अथवा 
विशेपताग्रों के रूप में विद्यमान रहती है। यह धामिक विश्वास 
मुंडा, हो तथा छोटा नागपुर की अन्य जनजातियों में मिलता है । 


बोंगा एक श्रनुभवातीत श्रलोकिक शक्ति की श्रभिव्यक्ति हैं जो सब 


शक्तियों का मूल कारण हैं। इस प्रकार के धर्म में विश्वास रखना 
बोंगावाद है | 


| 
| P 

| bongaism 
| 

| 


book of the dead प्रेत-पुस्तक 


1 


| 
l 


प्राचीन मिस्त्र के शिलालेखो का एक संग्रह जिसमें उस कालं के 
जादू-टोने, भ्रनुष्ठात और मिथक श्रादि का वर्णन होता है। इसके 
मूल उद्धरण मकवरों, स्मारकों और पपीरस पर उत्कीणित पाये जाते 
2) इतमें से सबसे प्राचीन उद्धरण उनास, पेपी और मेरेतरा के पिरेमिडों 
के कक्षों की दीवारों पर उत्कीणित हैं। मूल प्रेत-पुस्तक में मिस्तियों' 
के मृतकों को अलंकृत करने की रीति-विधि से संबंधित 200 ग्रध्याय 
ži प्रेत पुस्तक तिब्बत में भी पाई जाती है । 


ॐ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


[ = by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
52 


_ 
| 

| 

| 


boomerang 
्रास्टेलिया को आदिम जनजातियों का काष्ठ निमित प्रक्षेपी 


टाह SP | 

जिसका ऊपरी भाग मुड़ा हुआ ग्रौर = eS iu eo 

; a | 

चमा कर इस प्रकार फेंका जाता है कि PF [न पर बाण 
at जाता है। इसके दोना सिरे भिन्न भिन्न तल पर होते हैं। 


उटजघर, दास | 
सामंती काश्तकार जिसके पास रहने के लिये एक झोंपड़ी और | 


काश्त के लिये मालिक को इच्छा से दी कुछ एकड़ भूमि होती 
है। उसे दास को भांति अपने स्वामी की सेवा करनी पड़ती है 


bordar 


botanomancy वनस्पति प्रक्ख्यापन, पत्र प्रकख्यापन 
पत्तियों द्वारा भविष्यकथन | इसमें वहुधा पत्तियों पर संदेश लिख 

दिये जाते हैं। और उन्हें हवा में उड़ने के लिये रख दिया जाता है। 

जो पत्ती रह जाती है उससे उत्तर निकाला जाता है। दूसरी विधि 

में पत्तियों को अग्नि में डालकर या हाथ से मसल कर कुचलते हैं। , 
इस क्रिया में वे किस प्रकार चटकती या चरमराती हैं इसके अध्ययन | 
द्वारा भविष्यकथन किया जाता हे । | 


borer वेधक, रंघ्रक ' 
एक छोटा सा उपकरण जिसकी नोक कील के आकार की ओर 
am निकली हुई होती है। यह छिद्र बनाने के काम आता है। 
basjes बॉसजेस 
वुशमैन कवीलों के आश्रय जो बढ़ती हुई झाड़ियों की mari 
को बांधकर बनाये जाते हैं। 


gs बुशे, सुष्टि कुठार 
एक मुष्टि कुठार जिसका नाम फ्रांसीसी विद्वान बशे डी० पर्थस के 
नाम पर पड़ा। बुशे शब्द का प्रयोग कूदप्वां के लिये भी किया जाता है। 


bough shel 
a शाखा श्राश्नय 


कुछ शाखाओं से आच्छादित स्थान जिसका प्रयोग आश्रय” की 
तरह किया जाता 21 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Be ss es 


= by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
53 


boulder गोलाश्म 


श्राठ-दस इंच से लेकर दस फुट से भी बड़े व्यास वाले गोल 
या जीर्ण शैल खंड जो प्राकृतिक प्रक्रिया अथवा शक्ति द्वारा मूल 
शैल से विलग हो दूर लुढ़क जाते है । इनका श्रपक्षय वहुधा सरिता 
के प्रवाह, सागर की लहरों, हिमनदी azar मूल स्थात पर ही 
श्रपक्षरण की क्रिया से होता है। 


boulder clay गोलाइम-मृत्तिका 
aaisa हिमनदीथ निक्षेप की मृत्तिका जिसमें गुटिकाश्म, 
गोलाश्म और शैल के टुकड़े लिपटे रहते हैं। 
bourg नगर 
सवन रूप में बसा gar क्षेत्र जो जतसंड्या की दृष्टि से गांव 
से बड़ा परन्तु शहर से छोटा होता है । इसकी सीमाएं. तथा 
अधिकार कानून द्वारा निश्चित होते हैं। यह शब्द केवल यूरोप में 
ऐसे स्थानों के लिए प्रयुक्त होता है। 


bow धनु, धनुष, कमान 

बाण फेकने का wet जो लकडी, धातु या किसी अन्य नम्य 

पदार्थ की पट्टी (पत्ती) के दोनों सिरों को एक चाप का गकार 
देते हुए प्रत्यंचा से बांध कर बनाया जाता है | 


a 


ग्रादिम मानव के wedi में धनुष का प्रमुख स्थान हे । इसे 
वे कई विधियों से बनाते है । इसका प्रयोग ग्रात्मरक्षा, खेल और 
शिकार के लिए किया जाता है। 
bow drill कमानबरमा 
आग्नि वरमे की एक प्रकार जिसमें यष्टि को कमान की डोरी 
में फंसा कर अग्नि उत्पन्न करने के लिए waar for बनाने के लिए 
घुमाया जाता है। 
bracer सणिबंध त्राण 
चमड़े आदि से .बना त्राण जिसे धनुर्धर अपनी कलाई को चोट 
से बचाने के लिए पहनता है। बहुधा इसे बाएं हाथ की कलाई पर 


प्रत्यंचा की रगड़ से बचने के लिए पहनते हैं। 
1 CHD/77—5 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


54 | 
: 1 
गूंथना (करंड कायं) | 

braiding ऊपर प्रकार ‘bri 

= दी र इस प्रकार हे 

वेतस के लचीले रेशो को एक a ० Fait नमूने ‘a ‘= 
ठेढे-मेढे अथवा ने बनाते | 
जाना कि वे परस्पर बिते हुए ८९ Ri i | 
हुए वेणी के रुप में रंध जाए! न | 
ह l दागने का | 
branding iron À गगन के पले लोहा | 

= ए 

तोहे की छड या उप्पा जिसे TH कर दाग 7 प्रयोग | Bi 
किया जाता है। i | 
वनदाह कृषि ! 
brand tillage | A ह्‌ ऊ | 
कृषि का रद्य प्रकार जिसमें भूमि के झाड-झखाड को जलाकर | 

राख की खाद द्वारा उर्वर बनाया जाता al भारत के पर्वतीय अंचलों | T 
रौर वत प्रांगणों में जनजातियां आज भी इस विधि का प्रयोग | 
करती हैं। i | 

Des संकोणाश्स निक्षेप; | 
संकोणाश्म कोने का पत्थर, | 
महीन मृत्तिका कणों मैं सन्निहित तीक्ष्ण कोणिक प्रस्तर खंडो | 

से निमित शेल। | 1 
| 
Breton EEGI | 
1. उत्तर पश्चिमी फ्रांस में स्थित ब्रिट्टानी क्षेत्र के मूल निवासी। । 

2. Ft जन की Hee भाषा। | | 
bride : वधू | 
A NA _ > | 
नवविवाहिता स्त्री अथवा ऐसी कन्या जिसका विवाह होने वाला हो। | 
| 

bride price . वघू शुल्क | ] 


बर अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा वधू के परिवार को दिया 
जाने वाला धन, सम्पत्ति या सेवाएं वधू-शुल्क कहलाती. हैं । यह 
प्रथा बहुधा ्रादिम जनों में पाई जाती हे । 


bride purchase . 


eS SOS 


कन्या FA 
` ऐसी प्रथा जिसमें वधू प्राप्त करने के लिए वर या उसके संबंधी 
वधू के पिता या उसके संबंधियों को धन देते हो. 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


2 by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
55 


‘bride service 


s विवाहार्थ सेवा 
{—suitor service) 


वधू प्राप्त करने की एक विधि जिसमें पुरुष अपने भावी सास- 

ससुर की सेवा कर वधू प्राप्त करता है। यह सेवा वधू शुल्क के 

स्थान पर की जाती है। 

Bronze age कांस्य युग 

सांस्कृतिक इतिहास में एक काल जो श्रोल्डवल्डे के aata 

वेवीलोनिया में 3500 से 2500 $o Jo आरम्भ हुआ था और 
जिसकी विशेषता कांस्य तथा कांस्य कृतियों का उत्पादन थी । 


Bronze age barrow कांस्ययुग Get, कांस्ययुग स्तूप 
कांस्य युग में किसी कब्र को चिह्नित करने के लिए उस पर 
बनाया गया मिट्टी या पत्थरों का ढेर। 


bronze collar कांस्य पढ़ा, कांस्य हंसली 
कांसे का बना गले का एक श्राभूषण। 


bronze culture कांस्य संस्कृति 
3500 से 2500 $o Jo वेबीलोनिया में प्राप्त संस्कृति | कांस्य 

का उत्पादन इसकी विशेषता थी । 
brow band श्रगार पट्टिका, सिगार पट्टी 
माथे तथा शीर्ष के चारों ओर सजावट के लिए तथा बालो 


को नीचा रखने के लिए पहनी जाने वाली एक पट्टिका। 
brownie ब्राउनी 


उपकारी प्रेत जिनके संबंध म॑ यह विश्वास प्रचलित है कि वे 

रात के समय चुपचाप उपयोगी काय जैसे--धान्य कूटना, ग्रोसाना 
बुहारना इत्यादि कर जात 

buckler लघु ढाल 


एक प्रकार की छोटी गोल ढाल । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


——— 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
56 


bucolic देहाती 


$5 ग्रामीण जीवन से संबंधी ग्रथवा ग्रामीण । 


ata बलि 


building sacrifice ie 2 a 
समय दी जाने वाली बलि। 


प्राचीन समय में भवन निर्माण के र 

bulbar scar कंदाकार क्षत-चिह्न 

सुस्पष्ट वने समाधात खंड शंकु पर बहुधा एक लभु शतक फलक 

होता है जिसको कंदाकार क्षतःचिल्ल कहते हैं । यह क्षत-चिह्न मुख्य 

शल्क अ्रलग करने से वनता है । बहुधा ये aa-fas मोस्तारी 
शल्को पर मिलते हैं। 


bulb of percussion आ्राघात कंद' 
धन के प्रहार द्वारा चकमक से तोड़े गए शल्क के सिरे पर 1) 
आंक्वाकार WIEST यह प्रहार के संघात स्थान के ठीक नीचे 


होता है । 
ट्‌ Q ` 


| bull boat चर्म नौका, मशक नौका, बुल नौका 


एक प्रकार की चर्म नौका जिसका प्रयोग उत्तरी अमरीकी 
इंडियन विशेषकर मैदानी भाग मे किया करते हैं। इसका आकार । 
बहूधा गोल कटोरे की तरह होता है जिसके किनारे ऊंचे और तल 
चपटा होता है। इसका ढांचा समकोण पर पट्टे से बंधे aa (विलो) 
दंडों का होता' है जिस पर भैसे का चमड़ा तान दिया जाता है | 

i 


Q 
और इसे छोटे हत्थे एवं Ate फलक वाली पंतवार. से चलाया जाता ' 


है। मिसोरी घाटी की हिंदास्ता जनजाति के लोग इसका प्रयोग 
जलमार्ग से सामान लाने ले जाने के लिए करते Gi | 


bull गर्जनी 
ull roarer बुलरोरर, वृषभ गर्जनी 


रस्सी. में बंधी लकड़ी की पट्टी जिसको घमाने से गर्जन की 
ध्वनि होती है। इसका प्रयोग ्रास्ट्रेलियाई जनजातियों द्वारा, धामिक 
बाडी दा किया जाता है | पश्चिम sagan भमध्या 


रेखीय (अफ्रीका) के लोग इसका प्रयोग बच्चों के खिलौने के रूप में 
करते हैं । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


57 
"गणन (धम) संचित श्रस्थि शवाधान 
मांस रहित, जोड़हीन भग्न. अ्रस्थियों को संचित. कर एक साथ 
दफनाना | 
Bunter epoch ae घ्या 


भूवैज्ञानिक युग, यूरोपीय ट्राइऐसिक के निम्ततम विभाग का 
maar उससे संबंधित युग। 


buria] mound शवस्तप 
दो! `A 


कन्न के ऊपर स्मारक के रूप में बनाया गया स्तप या टीला । 


burial urn शवाधान पात्र, शवाधान कलश 


मृदा का वड़ा कलश श्रथवा पात्र जिसमें मृतक को शवाधान 

से पूर्वे मिट्टी से सुरक्षित रखने के लिए रखते है । 
burin safra, तक्षणी, उत्कीर्णक 
(=graver) 


एक चकमक उपकरण जिसका प्रग्र भाग छेनी की तरह होता 
है। ऐसे उपकरण मुख्यतः पश्चिमी यूरोप के उत्तर पुरापापाण काल 


में और साइवेरिया के मध्यपाषाण संस्कृति स्थलों में पाए गए हैं । 
afa लगभग 20 प्रकार के मिलते èl इसका प्राथमिक कार्य शल्क 


पर ATT कर लघुफलक दूर करना है । 


‘burin technique तक्षण तकनीक, उत्कीर्णन प्रविधि 
शल्क के किनारे सें लघु फलक को दूर करने की एक उत्तर- 
पुरापापाण युगीन शल्कन प्रविधि। इसमें शल्क को ऊर्ध्वाधर स्थिति 
में पकड़ कर उस पर ऊर्ध्वाधर दिशा में श्राघात किया जाता हे । 
burumbi बुरुंबी 
पूर्वी कांगों में केले के पत्तों से निमित वृत्ताकार निवास | 


butt > कुंदा, KAT 
उपकरण श्रथवा शस्त्र का मोटा ग्रथवा हत्थे वाला सिरा। 


(५-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


E 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


58 


byssus बिसस, ममी-कफन 
प्राचीन ma का एक वस्त्र । ममा तयार करन के प्रक्रम में 
शव को सके रन्त में इसी वस्त्र में लपेटते थे | इसको ममी-कफन कहते हैं। 


a 


() 


कसीक 
ग्राम या कबीले के प्रमख के लिए प्रयुक्त ग्ररावक शब्द | इसका 
प्रयोग सर्वप्रथम वेस्ट इंडीज wie मध्य तथा दक्षिणी अमरीका में 
होता था जहाँ स्पेनी संस्कृति का प्रभुत्व था। वाद में सम्पूर्ण 
लातिनी andar में इसका प्रयोग होने लगा था । 


cacique 


cage trap पिजरा पाश | 
वांस की खपच्चियों से बना हुआ मछली पकड़ने का एक साधारण | 
शंकवाकार पाश जिसे पानी में gat दिया जाता है ग्रौर जव मछलियां 
उसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं तो उसे बंद कर दिया जाता है। | 
calabash कलाबाश | 
लौकी की dat जिसका प्रयोग पात्र बनाने के लिए किया | 
जाता है। | 
caltrop गोखरू 
र कांटे वाला एक wea जिसे चतुःशूल भी कहते हैं। इसके 
कांट इस प्रकार लगे होते हैं कि जब कोई तीन कांटे भूमि में घुस 
जाते हैं तो चौथा ऊपर की ओर उठा रहता है। इसका se जानी 
को फंसाने के लिए पाश के रूप में किया जाता. है। 


cambrian period केस्ब्रियन काल 


_ पुराजीवी महाकल्प के प्रारम्भिक भूवैज्ञानिक कल्प तथा पुराजीवी 
शेल के निम्नतम समूह के जमाव, जैसे कि बालकाश्म, संगटिकाश्म, 
शल AR चूनाश्‍्म से संबंधित काल (ये जमाव उथले जल की 
श्रवस्था शत करते हैं) । इस सुदीर्घ कालावधि at जलवाय में 
एकरूपता नहीं मिलती । पादप जीवाश्म बहुत कम मिलते हें परंतु 
` कशरुकी जीवों के अतिरिक्त अन्य सभी वृहद्‌ जीव पाए जाते ži व 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


59 

camp circle शिविर वत्त 
उत्तरी श्रमरीका के ग्रेटप्लेन की इंडियन जनजाति में भिन्न 
सामाजिक समूहों के संगठित परिमंडल जिन्हें सामूहिक आखेट के 
लिए विशेषकर जंगली भसे के ग्राखेट के लिए संगठित किया जाता 
था। इन परिमंडलों का स्वरूप राजनैतिक ग्रथवा वंधत्व आधार 
पर निर्धारित किया जाता था। इनमें कभी-कभी किसी उपसमूह को 
भी स्थान दे दिया जाता था। 


ampignian industry कैम्पिग्नी उद्योग 
उत्तरी फ्रांस में उत्तर मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित उद्योग 
जिनमें मुद्भांड, विदरित कुठार तथा ग्रंडाकार कुटीर का विशेष 
स्थान है। कुटीर मिट्टी और टहनियों की बनी होती थी और इनके 
मध्य में चूल्हा वना होता था । दानेदार बनावट के मुद्भांड 
तथा तिरछी काट युक्‍त ट्रांशे (कुठार) {शल्क उद्योग के प्रमुख 
उत्पादन थे। 
clannibal नरभक्षी मानव 
ऐसा मानव जो मानव के मांस का भक्षण करता हो। 


cannibalism स्वाजाति भक्षण 


मनुष्य द्वारा मनुष्य के मांस का भक्षण। 


canoe कनु, डोंगी, चंगाडम (मलयालम) 

लम्बी संकरी नौका जिसके नुकीले ग्रौर पार्श्व वक्र होते हैं और 

जो छोटे चप्प तथा कभी-कभी पाल द्वारा चलाई जाती हैं। इसे 

हल्के भार वाले पदार्थ जैसे छाल, चमड़ा, कनवास, हल्का लकड़ी 
अथवा धातु से बनाते 


conopie jar ढक्‍कनदार कलश 


चार कलशों का सेट जिसका प्रयोग मिख के निवासी ममीकरण 
के दौरान मत शरीर से अलग किए गए अंगा को रखने के लिए 
करते थे। ये कलश शरीर के साथ समाधिकक्ष में ले जाए जाते 
थे ताकि पूर्ण शरीर परलोक को यात्रा कर सके । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


pl by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


60 
bon dati कार्बन तिथि-निर्धारण 
earbon dating 
í (radio carbon dating) 9 is 
| रेडियोएक्टिव कार्वन के विश्लेषण द्वारा पुरातत्वाय नमूनों की 
1 


l ; तिथि निर्धारित करने की विधि । यह विधि विशेषकर उन पदाथा 
i के तिथि-निर्धारण के लिए उपयोगी है जो पिछले 20,000 से 


4 $ पराने हों र रीक्षण में श्रपरि- 
J 30,000 वर्ष पुराने हों। यह आवश्यक हूँ कि परीक्षण में भ्रपरि 
वित कार्बनिक पदार्थ का ही प्रयोग किया जाए। 


cardial pottery शुक्ति रेखांकित मुद्भांड 

म॒दभांड जिन्हें सौप की कोर से रेखाएं खींच कर अलंकृत किया 

गया हो। मृद्भांड कला के क्रमिक विकास में मुद्भांडों पर इस 
प्रकार के कलात्मक चित्रण का विशेष महत्व हैं 


carrying beam बहंगी का लट्टा 
मजबूत लट्टा जिसके द्वारा उस पर लटका हुआ बोझ दो अथवा 
अधिक व्यक्तियों द्वारा ले जाया जा सके। 


cartomancy ताश प्राक्ख्यापन 


ताश के पत्तों द्वारा प्राक्ख्यापन करने की विधि। जिप्सीजन में 
इस विधि का प्रयोग परंपरागत 21 


case method केस पद्धति, केस अध्ययन पद्धति 
` (=case study method) 


सामाजिक सर्वेक्षण में व्यक्ति ग्रथवा समूह-विशेष का एकक के 
रूप में वृत्त ग्रध्ययन । केस अध्ययन पद्धति उस सामग्री को एकिक 
स्वरूप देती है जिसका श्रध्ययन एक केस के विभिन्न तथ्यों के 
परस्पर संबंध द्वारा किया गया gti यह पद्धति बहुत से विशिष्ट 
विवरणों के गहन विश्लेषण का अवसर प्रदान करती है जो अन्य 
विधियों द्वारा प्राय: छूट जाती हैं। यह उपागम इस पूर्वानुमान पर 
आधारित होता है कि ग्रध्ययन किया जाने वाला केस कुछ प्रकार 
के nH में विशिष्ट हे जिससे उसके गहन विश्लेषण द्वारा सामान्यी- 
करण किया जा सकता है और जो इसी प्र के cat केसों 
as a कार के दुसरे केसों पर 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


61 


caste जाति 
जाति एक वंशागत अंतविवाही श्रौर सामान्यतः स्थानीय समह 


है। जातियों 
। जा में परस्पर पारंपरिक संबंध होते ई और स्थानीय 
भ्रधिक्रम में इनका एक विशिष्ट स्थान होता है। जातियों के बीच 
के संबंध ग्रपवित्रता तथा शुचिता की संकल्पना द्वारा नियंत्रित होते 
हैं। जाति की संकल्पना इतनी जटिल है क्रि इसकी व्याख्या विभिन्न 
प्रकार से को जाती है। 
caste system जाति व्यवस्था 
श्रेणिक रूप में व्यवस्थित बंशागत, ग्रंतविवाही तथा कभी-कभी 
विशिष्ट व्यावसायिक समूहों में समाज का विभाजन जाति व्यवस्था 
कहलाता Sl इस प्रकार के समूहों को जाति कहते हैं। समाज के 
विभिन्न विभाजनों का श्रधिक्रम शुचिता तथा भ्रपवित्रता की संकल्पना 
पर आधारित होता है। किसी जाति का अपना कोई पृश्रक श्रस्तित्व 
नहीं होता। उसकी स्थिति अन्य सभी जातियों के संदर्भ में ही जानी 
जा सकती हे जिसके सदस्य आर्थिक राजनैतिक तथा श्रानुष्ठानिक 


गठबंधन में घनिष्ठ रूप से संबद्ध होते हैं । जाति व्यवस्था 
को कार्य-विधि इन्हीं पारस्परिक गठबंधनों द्वारा समझी जा 
सकती है 

cast net निक्षेप जाल 


एक वृत्ताकार या शंक्वाकार जाल जिसके घेरे या किनारे पर 
भार बंधे होते हैं। इसका मुख नीचे करके इसे फेका जाता है, शोर 
फिर किनारे पर लगी डोरी से पकड कर इसे वापस खींचा 
जाता है। र 
cataclysm महाविप्लव, प्रलय 
प्रचंड भूवैज्ञानिक परिवर्तन जिसमें पृथ्वी की सतह पर आकस्मिक 
तथा व्यापक परिवर्तन होते हैं। 
catacomb केटाकोम्ब, श्रवतुंब 
एक ग्रंतःभूमिक शवाधान कक्ष या कब्रिस्तान जिसमें दीर्धा या 
मार्ग वने होते हैं। 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


—— 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


62 


केटामारैन 
catamaran s 
दो या अधिक agi अथवा तख्तों को एक साथ बांध कर 
बनाया गया तरंड या वेडा । इसे पाल या पतवार द्वारा चलाया जाता 
है । इसका उपयोग दक्षिण अमरीका, वेस्टइंडीज आर इस्टइंडीज़ 
ट्‌ SRI 
में होता है। 
Catapult अस्त्र अवक्षेपी, गोफन अवक्षेपक 
एक प्राचीन युद्ध (सैनिक) युक्ति जिसका प्रयोग भारी पत्थर 
फेकने के लिए किया जाता AT! 


catoptromancy दर्पण प्राख्यापन, स्फटिक प्राख्यापन , 


प्राचीन यतातियों की प्राख्यापन विधि जिसके अन्तर्गत फव्वारे 
पर लटके दर्पण में बनने वाले बिम्बों का अ्रव्ययत्त किया जाता है । 


cavate lodge कावात निवास, खात निवास 
खुदाई करके बताया गया भृगु निवास जो प्राकृतिक खड़ी चट्टान 
को काट कर बनाया जाता है। ये प्यूब्लों इंडियंस के भूगु निवासों 

से भिन्न होते हैं जो चिनाई कर बनाए जाते हैं। 


cave art गुहा चित्र, गुहा कला 
यूरोप (स्पेन और दक्षिणी फ्रांस) में गुफाओं की भित्तियों और 

छतों पर निरेखित और पुरापाषाण मानव के कलाचित्र जिन्हें नुकीले 
अस्त द्वारा बनाया जाता था। ये बहुधा पशुग्रों, ग्रस्त्रों अथवा ATAT 

के सांकेतिक रेखाचित्र होते हैं पर कहीं-कहीं इनमें गेरुए, लाल, पीले 
तथा काले रंगो का प्रयोग किया गया है। संभवत: इनका सृजन 


सजावट ग्रात्म-प्रदर्शत पशुओं की वंश-वृद्धि अथवा जाद-टोने के लिए 
किया गया होगा | ` 


cave man गफा मानव 


वह मानव जो गुफा में वास करता है, विशेषकर प्रागैतिहासिक 
मानव जिसके अवशेष तथा उपक्ररण प्राचीन गफाओं में जाल घाए ६ । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. | | 


ce 


Cf 


co 


C 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


63 
celt 
1. सेल्ट, कुल्हाड़ी 
2. केल्ट (प्रजाति) 
रार्गतिहासिगक उपकरण जिसकी आकृति छैनी या कुठाराग्र 
का तरह हाता हैं। नवपाषाण काल में यह ग्रोपयुक्त (पालिशदार) 
पत्थर का और परवर्ती काल में धातु का बना होता था । 


2. लोह युग में पूर्व रोमन यूरोप के अंतर्गत भारोपीय वर्ग 
के लोगो का समुदाय जिसका प्रसार ब्रिटिश de ओर स्पेन 
से लेकर एशिया माइनर तक था। 
celtic pottery केल्टिक मदभांड 

उत्तरी यूरोप में पाए गए (मृद्भांड) ठीकरे जो गॉल और 
ब्रिटेन पर रोम को विजय के पूर्व के काल से संबंधित हैं। ये ग्रधिक- 
तर शवाधान स्थलों तथा खंडहरों में प्राप्त हुए हैं। इनकी बनावट 
प्राक्‌ रामन भांडा का जसी है। उत्खनन में प्राप्त भांड वड़े भस्म 
कलश तथा वर्तन हैं जो चिकने, भंगुर, काले व धूसरवर्ण के हैं। 


celtic race केल्ट प्रजाति 


एक काकेशियाई उप-प्रजाति, जिनके नेत्र हलके रंग के, वाल 
भूरे तथा लाल ग्रौर शीर्ष लम्बा होता है। ये मुख्यतः आयरलैंड में 

संके द्रित हैं । 
Cenomanian epoch सनोमेनी युग 


media और ट्यूरोनी युग के बीच के यूरोपीय उच्च क्रिटेशस 
का काल विभाजन या उससे संबंधित । 


Cenozoic era नूतन जीव महाकल्प 
(= Cainozoic or Kainozoic) सीनोजोइक महाकल्प (कॅनोजोइक) 


भवैज्ञानिक इतिहास का एक महान काल विभाजन जो तृतीय 
काल के ग्रारम्भ से लेकर वतमान काल तक विस्तृत है। स्तनधारी 
जीवों, पक्षियों और वनस्पतियों का विकास तथा ग्रकशरुका जीवों 
में मामूली परिवर्तन इस काल की विशेषताएं हैं। 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


MSS __ 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


64 


cer 


.censer ह Tam 
लोबान जलाने का पात, विशेषकर ढका हुआ लावान पात्र जो 
धार्मिक ग्रनष्ठान के समय जंजीरों से लटका रहता <I 


नराश्व, किन्नर ca 


एक पौराणिक जीव जो ग्रांशिक रूप से अश्व जसा श्रोर श्रांशिक 
रूप से मानव-जेसा था। नराश्व युद्ध तथा sara प्रसंगों के लिए 
प्रसिद्ध थे जो शताब्दियों से कलात्मक चित्रों में चित्रित हैं। ४8वीं 
शताब्दी ई० Yo में तराश्‍व का AMAT भाग मानव के शरीर जैसा 
gic पीछे के पैर ग्रश्‍व जैसे बताकर प्रदशित किया गया है। जैसे 
जैसे समय वीतता war उसे कमर तक मानव जसा दिखाया जाने 
लगा | 


centaur 


ceramic 1. मृत्तिका कला Ch 
2. मृद्भांड 
1. मृदा की पको हुई वस्तुएँ बनाने को कला | 


2. पकी हुई मृदा से निमित वस्तुएँ। 


ceramist ४ मत्तिका शिल्पी 

वह व्यक्ति जो मृद्भांड कला के निर्माण अथवा उसकी प्रौद्योगिकी 

कर्म से संबद्ध हो। 

‘ceromanc सिक्‍थ प्राक्ख्यापन 

फर्श पर टपके मोम को देख कर प्राकख्यापन करने की कला । 
इसम वूंदो को रचना और ग्राकार एक विशेष ग्रर्थ रखते हैं। 


ceremoni: ; 
Monia] (संज्ञा) समारोह, उपचार कृत्य 


(विशे०) औपचारिक 
(संज्ञा) समारोह की प्रथा अथवा ग्रौपचारिकता के मानकीकृत 


अनुष्ठान, संस्कार ग्रथवा कर्मकांड को उपचार कृत्य कहते हैं । 


ch 


(विशे०) समारोह waar संस्कार कृत्यो से संवंधित श्रथवा 


उमे water जिसमें अत्यंत छोटी-छोटी रीति-विधियों को महत्वपूर्ण 
स्थान दिया जाता है। 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
65 


ceremonialism 


समारोहपरता 


उत्सवों-विशेषकर धामिक उत्सवों के श्रनुपालन को महत्व 


ग्रोर HAMT | त्व दना 


mony समारोह, 
td 1. ग 


2. संस्कार, अनुष्ठान, कर्मकाण्ड 


व्यवहार का एक औपचारिक, सुव्यवरि 
रूप से किसी घटना, अवसर या विश्वास के महत्व को प्रदर्शित करता 
। उत्सव प्रायः सामूहिक रूप से मनाये जाते 


रो हैं और जिस घटना 
लिए उत्सव किया जाता है, उससे संबद्ध पवित्रता और विशेष 
aa उसमें भाग लेने वाले सहभागी अवगाहन क 


समूह की संसक्ति दृढ़ होती है। 


थत क्रम जो प्रतीकात्मक 


रते हैं। उत्सवों से 


halcolithic age 
G a ताम्रपाषाण यग 


4500-3000 इसा पूर्व का एक संक्रांति काल जिसमें तांबे का 
ली बार प्रयोग किया गया था। इस य॒ग में दक्षिण पूर्वी यूरोप 
तथा उत्तरी WHAT से भारत तक के देशों का विकास ear | इसी 
युग में फरटाइल क्रिसेंट में विशेष सुंदर चित्रित भांडों का निर्माण 
हुआ | संभवतः तभी पहली वार सार्वजनिक बड़ी इमारतें बनाई 
गई। लगभग 3500 ई० पू० में पहली वार लिपि का आविष्कार 
हुआ तथा मंदिरों का प्रभाव फैला । 
chance omen अप्रत्याशित शकुन 
उल्का अथवा पुच्छल तारे से संबंधित शकुन जो ग्राकस्मिक 
ax विशेष प्रभावकारी माने जाते हें । इस प्रकार उल्का अशभ कीः 
पूर्वं सूचना देने वाला नक्षत्र माना. जाता है। 


channelled ware नालीदार भांड 

ऐसा मृद्भांड जिस पर संकेद्रित श्रध वृत्त के नमूने बने होते. 
हैं; जो बहुधा ऊर्ध्वाधर धारियों के रूप में होते हैं | जव भांड गीला 
होता है तभी ये नमने गोल सिरे वाले एक उपकरण से बनाए जाते हैं। 


St! 


इस उपकरण से तीखे वी' (४) काट के स्थान पर गहरी रेखाएं बनती हें । 


ue 


(०-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
66 


मंत्रोच्चार, संत्रगान 
chant उच्चा! 
लय में एक ही स्वर में गाया गया या उच्चारित गान। 

मुक्त 


सी संस्कृतियों में पवित्र, धामिक अनुष्ठानों अथवा महत्वपूर्ण 
बहुत 
अवसरों पर इस प्रकार का गात किया जाता 

वायु प्राक्ख्यापन 


chaomancy मे की 
वायमंडलीय परिवर्तनों के प्रेक्षण द्वारा प्राक्छ करने की विधि। 


charm 


ऐसे श्लोक या मंत्र का उच्चारण जिसमें जादुई या गृह्य cher 


शक्ति निहित मानी जाती etl 

2. agit बहुधा एक छोटी वस्तु होती है जिसे कोई व्यक्ति 
अपने पास रखता ग्रथवा धारण करता Fl इसमे जादू तथा मत्र 
भी निहित होते हैं। सौभाग्य प्रदान करने वाल तावि को गंडा तथा 
सुरक्षा प्रदान करने वाले को कवच कहते R| विविध कारणवश 
तावीज़ तरह-तरह के पदाथों से बनाए जाते हैं। परंपरागत समाजं 
में कृत्रिम तावीज बहुधा पेशेवर जाद्गरों से बनवाए जाते हैं। तावी 
लगभग सभी जगह पाए जाते हैं। 


chisi 


«chatelperronian culture शेतलपिरोनी संस्कृति 
उत्तर पुरापाषाण युग की एक प्रारंभिक संस्कृति, जिसको प्रमुख 
विशिष्टताएँ फिल्ट (चकमक) विखंडन प्रविधि और फलक उपकरण 
Sl फलक उपकरण को एक धार सीधी और तेज तथा दूसरी वक्र 

एवं कुंठित होती है। 
‘chatel perronian point शेतलपिरोनी वेधनी 
शेतलपिरोनो संस्कृति का लघु क्षुरिकाफलक। इसकी एक धार 
को बड़ी निपुणता से छोटे शल्क उतार कर कुंठित किया जाता है। यह 
कुछ-कुछ ग्रोदो को तरह होता हे जो इसके बाद बनाया गया था | 
check basketry 


chop 


chor 
एकांन्तर वयन करंड, शतरंजी करंड 

करंडशिल्प का एक नमूना जिसमें बुने हुए कपड़े की भांति ही वाने की 
प्रत्यक पट्टा एक बार ताने की पट्टी के नीचे और एक बार ऊपर गजरती है। 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luckn 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
67 


chenchu tribe चेचू कबीला, चेच जनजाति 
जन 
स म ASAT को एक आदिम जाति, जिनमे से बहुत.से लग जनसंख्या से 


प्रभावित हो गए है परंतु कुछ अभी भी खाद्य संग्राहक ग्रथव्यवस्था में रह रहे हैं। 


cherokee 1. चिरोकी 2. चिरोकी न 
L ph में उत्तरी करोलीना तथा टिनास्सी ae 
मालाओं के डयन जो श्रागे चलकर अलवामा गौर ज्योजिया 
तक और पश्चिम में टेक्सास और DRAMA तक फैल गए 
2. चिरोकी जन की भाषा | 


chert चकमक, चट 
एक Ale चकमक जो सिलिकायूवत होता है परंतु इसका 


गठन शुद्ध चकमक की तरह समांग 
5 हस्‌ न होकर खुरदरा होता है। इसका 


रंग स्लेटी, काला ओर भूरा होता है। यह कार्वन युक्त चने ge 


में पाया जाता है। उपकरण निर्माण में चर्ट का प्रयोग शद्ध चकमक 
के स्थान पर किया गया है। 


chisel oat 
धातु का छोटा OS से बना एक उपकरण जिसका एक सिरा 

तेज धार युक्‍त होता है । यह विभिन्न प्रकार के पदार्थों की सतह को 
काटने, उत्कोणन, खराद आदि में काम आता है। छेनी का प्रयोग 


हथोड़े की सहायता से किया जाता है। 


‘chopper गंडासा, चॉपर, टोका, Gea 

एक वृहद्‌ बटिकाश्म जिसकी कर्तनधार का शल्कन केवल एक 

ae किया जाता है । सामान्यतः खंडक का निर्माण ग्रंथिल चकमक, 

बटिकाश्म तथा अन्य उपयुक्त पदार्थों से किया जाता है । इसकी 

परिधि के एक अंश का शल्कत स्पष्ट रूप से किया जाता है यद्यपि 
इसकी कर्तन-धार अ्रसमान होती है । 

1. कालानुक्रम 

choronology 2. तेथिकी 

पुरातात्विक स्थलों या संस्कृति के प्रागैतिहासिक कालों का वर्गी- 

करण जिसमें gat स्तर विन्यास, प्ररूप वर्गीकरण श्रथवा वास्तविक 
तिथि निर्धारण का ध्यान रखा गया हो । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


HS 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 
68 


योनियन 


c hthonion बहुधा मृत पितरों कौ 


यनानी धम मे अधोलाक के देवता जा 

आत्माएं होती है | इतका प्रतीक संप € | 
cicatrization Be क्षतांकन 
शरीर को Wad करन की लिए जानबूझकर क्षत चिह्न बनाना। 
क्षतांक्रत त्वचा को खराच कर काट कार, चुभाकर जलाकर र्या 
ने उस पर निशान बनाकर किया जाता हे । क्षत 


किसी अन्य विधि si 
को प्राकृतिक रूप में ठीक होन दिया जाता है जिससे सादे निशान 
बन जाते हैं। ये प्राय थोडेसे दबे हुए होते हे । या फिर, उन 
निशानों को बढ़ाया जाता हैं ताकि वें गहरे घावा का रूप धारण कर 


लें। उदभत चिह्न (केलोइड) कट स्थान पर निरंतर रगड द्वारा और 
बाहरी वस्तु के निवेशन द्वारा बनाए जात ह । 
cicisbeism उपपति प्रथा 
समाज सम्मत प्रथा जिसमें विवाहिता स्त्री को पति के अतिरिक्त 
कोई प्रेमी रखने की अनुमति दी जाती है। 
cicisbeo उपपति 
विवाहिता स्त्री का स्वीकृत प्रेमी जो उसका पति नहीं होता । 


cinerary urn (शव) भस्म-पात्र (शव) भस्म कलश 
शव दाह संस्कार के उपरांत ग्रवणेणें को रखने के लिए प्रयुक्त 
बड़ा मृदा पात्र | 


cist aad 


नव पाषाण युग में पत्थरों की वनी शवपेटिका जिसमें शव रख 
कर दफनाए जाते थे । 


cist grave ताबती कब्र 
प्रस्तर पट्टों से चिनी गई नवपषाण कन्न । 


Clactonian क्लेकटोनी 


FU चकमक उद्योग विशेषकर + महा ग्रंतहिमनदीय 
(मिडेल-रिस) काल में जिसका नाम ईसेक्स के क्लेक्टन-्रॉन-सी 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| fa 
fi 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
69 


स्थान के नाम पर पडा । इस युग में लकड़ी के नकीले आले = 
अतिरिक्त मानव हस्तकृतियो में तहिता cram) aoe ae sem 
वटिकाश्म पाए गए, जिनमें से कुछ को खंडक द कहा जा 
Fs स्वान्सकोम्व तथा दूसरे स्थानों में क्लेकटोनी लारा मध्य 
एश्यूली उपकरणों की तह के नीचे पाए गए। मध्य एण्यली तरा मे 
पुष्ट कार si मिले हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि पुद एश्यूली 
तथा क्लेक्टोनी काल एक दूसरे के समवर्ती | ai 
clactonian technique क्लेक्टोनी प्रविधि, क्लेक्टोनी तकनीक 
इस प्रविधि में क्रोड को हाथ में लेकर स्थिर प्रस्तर निहाई 
पर घुमा कर श्राघात किया जाता है । परिणामस्वरूप एक फलकीय 
शल्क खंडित होता है जिसका प्रहार-पट्र (Striking platform) मुख्य 
शल्कन सतह से लगभग 120° का कोण बनाता है । परंतु यह 
प्रविधि केवल कलवटोनी संस्कृत तक ही सीमित नहीं थी, इसका 
प्रयोग अन्य सभी संस्कृतियों एवं स्थानों पर भी किया जाता था 
जहां बड़े-बड़े क्रोडों से शल्क निकालने की आवश्यकता होती थी। 


clan कुल, गण 


सामान्यतः वहिविवाही aqai (kins) का समरक्तीय समूह 
जो एकपक्षीय होता है इसके सदस्य एक ही पूर्वज की संतान होते हैं। 
ये केवल पितृ-पक्षीय या मातृ-पक्षीय होते हैं। पूर्वज मानव, मानवसम 
प्राणी, पशु, पेड़-पौधा या निर्जीव वस्तु कुछ भी हो सकता है। गोत्र 
की सदस्यता जन्मजात होती है। परन्तु गोत के सदस्य अपने मूल पूर्वज 
के साथ वंशानुक्रमिक संबंध स्थापित करने में श्रसमर्थ होते हें । 
Zo Sib. भी । 
clans-man कुल बंधु 
एक ही कुल से संबंधित व्यक्ति | 
classificatory term (kinship) वर्गबोधक शब्द 
` मागन के अनुसार वर्गात्मक वंधुत्व-बोधक शब्द, जो भिन्न- 
शाखीय तथा स्वशाखायो दोनों हो संवंधियो के लिए एक साथ प्रयोग 
किया जाता है | 
1 CHD/77—6 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


MS 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and | 
70 


०, जब दो या afar वधुत्व वर्गों के व्यक्तियों के लिए एक हो 
शब्द प्रयक्त हो तो ऐसे शब्द का वर्गात्मक वंधुत्वं-बोधक शब्द कहते हें | 
इन वंधत्व वर्गों की व्याख्या पाढा लिग तथा वंशावली संबंधों के 
आधार पर की जाती है। जैसे आंग्ल समाज म एक ही शब्द 'ग्रंकल' 
(uncle) का प्रयोग चाचा, मामा, ताऊ फुफा, मौसा सभी के लिए 


किया जाता है | 


À मृत्तिका पत्तर 
clay. slip 


मदा तथा जल को गारा जिसका प्रयोग भांड को ढलाई में ग्रधो- 
लेप की तरह तथा कुछ मृदा के साथ श्रग्नि-काचन के रूप में किया 


जाता है 
चिकनी मिट्टी 


clay soil 
मिट्टी जिसमें महीन कणों तथा कोलाइडी पदार्थ की अधिकता 

रहती है, और जो गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है । 
cleaver विदारणी 
एक कूदप्वां जिसकी क्तेन धार चौड़ी होती हे । यह दो शल्क 
aadal के एक लघ कोण पर मिलने से बनती हैं । कुछ चौड़ा और 
अंडाकार कूदप्वां जिसका सिरा नुकीला न होकर चौड़ी धार वाला होता 


है पूर्व पुराप्रस्तर युग में यूरोप में बहत कम प्रचलित था । 


RY यूरोप के वाहर बहुत-से स्थानों पर इसका प्रयोग अधिक 
व्यापक था | 


cleromancy” कंकड़ी प्राकख्यापन; भाग्य पत्रक प्राक्ख्यापन 
समतल सतह पर फेंकी गई गुटिकाओ्रों से वने प्राकार का निरी- 
क्षण कर प्राख्यापन करने की विधि | 
clinker (boat ; it 
(boat) क्लिकर, पटल नौका 
मछली पकड़ 
En E गे के लिए प्रयुक्त एक प्रकार की नौका जो यरोप 
ae अवी से 10वीं शताब्दी तक प्रचलित थी । इसकी 
t निर्माण-णेली इसमें 
त | है । इसमें प्रत्येक पटल. के ऊपरी सिरे 
का eh कर वनाया जाता हे । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luckno V 


clog 


coa 


cochis 


21 wu 


oy ७५ 


cock 


7 


coem) 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
71 


clog almnac काष्ठ पंचांग (प्राचीन डेनमार्क) 
डेनमाकं का कोष्ठ पंचांग जो मजबूत लकड़ी का बना होता था 
था जिसमें दिनों, सप्ताहो तथा मासों को प्रदर्शित करने के लिए 


aia बनी हाती था । इसम उत्सव, चंद्रावस्थाएं तथा पवित्र दिन 
सामने की ओर श्रंकित होते थे । 


closed society संवत समाज 
ऐसी वर्ग पद्धति ग्रथवा समाज, जिसमें सामाजिक वर्म मुख्यतः 
परिवार की प्रस्थिति पर आधारित होता हे, वैयक्तिक योभ्यताग्रों 
आर उपलब्धियों पर नहीं । संवृत्तवर्गी पद्धति विवृतवर्गी पद्धति तथा 
जाति-पद्धति के वीच aed मानी जाती है । वास्तव में जाति- 
पद्धति संवृत समाज का ही एक रूप है। i 
coa कोग्रा 
उत्तरी तथा दक्षिणी श्रमरीका के मध्य भाग में प्राप्त एक खंती । 
cochise culture कोचिस संस्कृति 
दक्षिण पूर्वी श्ररीजोना तथा निकटवर्ती न्यूमैक्सिको की प्रागैति- 
हासिक संस्कृति जिसकी प्रमुख विशेषताएँ चपटी पेषणी की बहुलता 
तथा प्राथमिक श्रवस्था में रक्षात्मक शस्त्रों का श्रभाव है। बाद में 
इस संस्कृति में वीज संग्रहण से ग्राखेट ग्र्थव्यवस्था में परिवर्तन होने 
के प्रमाण मिलते हैं । 1 
cock boat अनुयान नौका 
एक छोटी नौका जिसका प्रयोग बड़ी नौका या पोत के साथ 
अनुयात की तरह किया जाता हे | 
क्रथ विवाह, कोएंपशियो 
पति द्वारा प्रतीकात्मक रूप में वधू को खरीदना | यह प्रथा प्राचीन 
रोम में ऐसे विवाह संस्कार के लिए प्रचलित थी जो पुरोहित के विना 
संपन्न होता था | 


coemptio 


cognate 4 TREN 
ऐसे सभी सुंबंधी जो रक्‍त हारा आपस में संबंधित gil बहुधा 


> 
इनकी उत्पत्ति एक ही मूल पूवज से मानी जाती हे | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


—_—_— ~ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
72 


| cognomen | 
ee See प्रते तास के ताय जुड़ा हत्या या तासरा। नक 
उसकी जाति, वंश-टोटम, TF पिता अथवा उसके मूल स्थान की 
द्योतक हो सकता हं 
कुंडलित करंड रचना, कुंडलित 


coiled basketry साजी, कुंडलित चंगेरिकाका 
करंड कार्य जिसमें वृताई और सिलाई दोनों सम्मिलित है। R 

काम बहधा नकीले उपकरण से 'किया जाता है । इस उपकरण 
पहले छिद्र बताया जाता जिससे बानो सूत्र निकाला जाता है 
इस प्रविधि में चपटो या आरोही Tse श्राधार का कार्य करती है। 
इसकी अन्य कंडलियों के साथ सिलाई भी हाती जाता हे 1 यह wae 
aa, घास, पत्तियों की पट्टियो, रेशे अथवा AT किसी वस्तु की बनी 
होती है। झ्रारंभ में इस शिल्प में हट्टी के सुए से काम किया जाता 


Fat था। 
d : oe ee 3 
i | कँलिफोनिया के ग्रमेरिन्डियन समुदायों में कंडलित कार्य के उदा- 
i हरण विशेष रूप से मिलते हैं । 
| ki R A Ee 
k collateral kin भन्नशाखीय स्वजन, संपार्शि्वक स्वजन, 
i { भिन्नशाखीय ज्ञाति, संपाश्विक ज्ञाति 


i ऐसे सभी स्वजन जो केन्द्र व्यक्ति के एकरेखीय संबंधी न होकर 
उसी वंश के हों। जैसे चाचा, मामा इत्यादि | 


collecting economy संचयी र्य 


एसा अ्रथव्यवस्था जिसमें मनुष्य वन्य खाद्य कंद, मल, फल, फल 
इत्यादि का संग्रह कर जीवन-निर्वाह करता हे । संस्कृति के प्रारंभिक 
चरणा में कृषि कर्म के पूर्व मानव समाज में यही अर्थव्यवस्था मिलती 


हूँ । 


i colluvial deposit A R 
शेल मलवा निक्षेप 


अथवा मृदा पदार्थ का पंचगेल ढेर जो प्राथमिक रूप 
आधार तल पर गुरूत्व-प्रक्रिया द्वारा एकत्रित हो जाता 


| शेल मलवे 
ढलानों के 


AU ay’ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


A 73 


nous रंग-भेंद, वर्ण-भेद 
विभिन्न कार्यों में काले लोगों को गोरे लोगों केस! 


हि \ थ भाग लेने से 
रोकना या अनुमति न देता, उनके साथ कठोरता का 


T व्यवहार करना 
ग्रोर सामाजिक भेदभाव वरतना । इस प्रकार कुछ व्यवसाय परंपरा 


से काले लोगों के लिए निषिद्ध हे और कुछ उन्नत व्यवसायों से 
उन्हें कानून द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाता है । सिद्रांतत: रंगभेद 
की रीति का व्यवहार श्वेत व अ्रण्वेत दोनों ही वर्गो क्रे लोग एक 
दूसरे के विरुद्ध कर सकते हैं। 
combe-capalle culture कोम्बकपेल संस्कृति 
फ्रांस मे कोम्वकपेल के शैलाश्रयों में प्राप्त कोम्बकपेल मानव की 
संस्कृति जो ग्रोरिग्नेशी संस्कृति से संबंधित है । 


combed pottry कंकतित मदभाण्ड 


1. उत्तरी यूरोप में प्राप्त एक प्रकार का मुदभांड 


जो ग्रर्ैवृत्ता- 
कार कंघे के ARR का होता है। 


2. TH मद्भांड जिन पर किसी श्रत्य रंग की चिकनी मिट्टी से 
लेप कर कंघे के समान दंतुरित उपकरण से अलंकुत किया गया हो। 


common law लोकविधि 
किसी समाज में प्रचलित वे नियम जिन्हें सांविधिक कानून का 
रूप नहीं दिया जाता पर fare सामाजिक स्तर पर मान्यता प्राप्त 
होती हैं । व 
common law marriage प्रथागत विवाह 
क्षेत्रीय आथवा सामाजिक रीति के अनुसार वैवाहिक स्त्री और 
परुष का समझौता । इस प्रकार के वैवाहिक समझोते को चच श्रथवा 
देश के कानून से मान्यता प्राप्त नही होता | 
communal feast सहभोज 


सामदा्यिक भोज जिसका एक प्रतीकात्मक ad तथा विशेष 
सांस्कारिक स्वरूप होता है । ये भोज व्यक्ति के जीवन की महत्वपूण घटनाओं 
जैसे जन्म, विवाह, मृत्यु श्रादि के अवसरों पर आयोजित किए जाति है । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(७७४ ae 


74 ` 
, सामुदायिक गृह्‌ 
2014 aR तियों में अच्छा वडा स्थान या कुटीर जिसमें 


ग्रा जनजा के प्रमख © 
बहुधा [दिम ज = र जो उक्त समाज के प्रमुख कार्य कलाप 


15-20 लोग रह सकते हैं 
का केंद्र होता है । हि 
community समुदाय, बिरादरो, सं प्रदाय 
aa लोंगो का प्रकार्यात्मक रूप से संबंधित समूह जो एक विशिष्ट 

समथ में विशेष भौगोलिक स्थान पर रहते हैं eK जिनकी संस्कृति 
लोग एक सामाजिक संरचना के खूप में व्यवस्थित 


समूह के नाते अपनी ग्रनत्य और पृथक स्थिति के 


Zo ‘domitory. 


समान होती है। ये 
होते हैं, और एक 
प्रति जागरुक रहते हैं। 

समुदाय विघटन 


community disorganization 
समुदाय में स्थापित सामाजिक संबंधों का विघटन ¦ 

community organization सामुदायिक संगठन 

1. समदाय का कार्यात्मक संगठन अर्थात्‌ वह रूप जिसमें वह 

अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पुति के लिए संगठित होता है। 


i 
| 


2. समुदाय के प्रमुख समूहों के बीच परस्पर संबंधो क, FETI 


composite family सम्मिश्र कुटुम्ब, सम्मिश्र परिवार 
दो या ग्रधिक मूल परिवारों से मिल कर वना परिवार जिसका 

निवास एक ही स्थान पर एक एकक के रूप में होता हे । इसमें 
विस्तृत परिवार अथवा वहुपत्नी एवं वहुपति परिवार सम्मिलित होते हैं । 


community study समदाय अध्ययन 
TAD 


मानव व्यवहार के ग्रध्ययन की विधि जो समदाय-विशेप के 
संपुण विश्लेषण पर केंद्रित होती है। यह ग्रध्ययन-पद्धति का एक 
अनुप्रयुक्त रूप है जिसमें समुदाय को विश्लेषण एकक माना जाता है। 


comparative ceramics 1. तुलना(मक मृत्तिका ६ 
9 \मक का कला 


2. तुलनात्मक मृद्भांड 


मदभांड वे त्मक ८ 
SSH यथ्ययुध दारा प्राचीन संस्क्रति का कोलः 


निर्धारण करना । 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Ee 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, 3 and eGangotri 
75 


comparative method 
तुलनात्मक प्रणाली 
1 स्पष्टीकरण करती है 


o 
या भिन्नताएँ होती 


Q 


वह कार्य fafa जो उन घटनाओं F 
जिनमें विभिन्न निष्कर्षो पर ग्राधारित समानताएँ 
हैं ग्रोर जिनके कारण वे तुलना का विषय होती 


हे 
इस प्रणाली के दो उदेण्य हे 


>> 
1. उन कारण-तत्वो का वर्गीकरण जिनके i 


घटनाओं का विकास दग्रा दै | 


इस प्रकार की 


2. घटनाओं म तथा उनके बीच में ग्रंत:संबंधों के संरूप का वर्गीकरण | 


osite bow 
comp afina धटुंष 


लोचदार दंड वाल। धनुष जिसका दंड दो या ग्रधिक भिन्न तत्वों 
से बनाया जाता है, जैसे श्युंग की पत्तियां, ह्वेल मछली की हड्डी, 
लकड़ी इत्यादि जिन्हें कंडरों से बांध कर मजबूत बनाया जाता है । 
composite family afaa कुटंब 
दो या अधिक मूल परिवारों से मिल कर बना परिवार जिसका 
निवास एक ही स्थान पर एक एकक के रूप में होता है । इसमे 
विस्तृत परिवार अथवा बहुपनी एवं वहुपति परिवार सम्मिलित 
होते हूँ । 
composite tool बहुपयोगी ग्रौज्ञार, बहुपयोगी उपकरण 
aga से ग्रवयवों वाला उपकरण जिसके प्रत्येक ग्रवयव के विशेष 
गुण होते हैं जैसे ग्रस्थिदंड में लघु शल्क लगाकर उसका प्रयोग चाकू 
फलक तथा आरी दोनों की तरह किया जा सकता है । 
compound bow संयुक्त घतुष 
एक ही प्रकार की सामग्री के दो या ग्रधिक टुकड़ों को एक साथ बांध 
कर बनाया गया धनुष । यह साधारण धनुष से अधिक मजबूत होता हे। 
concave scraper ग्रवतल खुरचनी, अवतल क्षुरक, 
५ ग्रवतल क्षुरणी 
प्रस्तर का एक शल्क जिसके पार्श्व पर एक वक्र खाँच होती हैं । 
यह विशेषकर काष्ठ अथवा अ्रस्थि के AAT के परिष्करण के लिए 
प्रयुक्त होता था । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


a by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
76 


conceptual approach RATERS (विचार) उपागम 
विज्ञान की किसी भी शाखा के अध्ययन ae एक विधि जिसमें 

| उसकी मल संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण का [वि महत्व दिया जाता 
| है। उन्‍हें अग्रिम विश्लेषण, संगठन, विस्तार और आधार सामग्री की 
| व्याख्या के साधन के रूप में प्रयूवत किया जाता है । यह उपागम 
| ऐतिहासिक तथा समस्या-मूलक :उपागम से भिन्न 
सोपाधिक शाप 


conditional: curse 
वह शाप जो कुछ विशेष कर्म-कांड श्रथवा किसी श्रभिचार का 


पालन न करने पर मिलता है और जिसका दुर्भाग्यपूर्ण प्रभाव शायित 


> 
al 


वस्तु पर पड़ता है । 


À 
cone of percussion समाघात शंकु 


आघात कंद का लगभग शंक्‍्वाकार प्रक्षेप जिसके चारों ओर 
थोड़ा उभार-सा होता है। शंकु का आकार ग्राघात के बल पर निर्भर 
होता है। जब चकमक के मध्य में किसी एक बिदु पर प्रहार किया 
जाता है तो कभी-कभी चकमक के दो खंड हो जाते हैं। इसमें से 
ऊपरी भाग टोपी के ग्राकार का होता है जिसका भीतरी भाग अवतल 
होता है । दूसरा खंड स्तनाग्र की भांति उत्तल होता है जो पहले 
भाग पर ठीक बैठता है । इसी उभरे हुए भाग को समाघात शंकु कहते हैं । 


configuration 
P संविन्यास, संस्थिति 
परस्पर संबंधित भागों का संगठित संरूप । संविन्यास न यच 


में Fe भागों का विश्लेषण पृथक्र-पथक न कर दूसरे के संदर्भ 
में जाता 3 z और PN H a a 
था जाता हे और संपूर्ण संरचना पर वल दिया जाता हे | 
congregation 


i 1. समवेतता 2. धर्म संगीत 
इश्वर को था a देश 3 
Sat को पुजा तथा धामिक ग्रादेश के लिए बुलाई गई सभा 


जिसे सतसंग भी कहते T 


conjugal family 
UCT ATCT कुटुम्ब, 


A ह आई दांपत्यमूलक परिवार 
जिसमें विवाहित रम, उनके बच्चे तथा , संबंधी आते 


पति, पत्ती तथा उनके अविवाहित बच्चों 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


RRR _ _ 


Digitized by Sarayu Foundation = Delhi and eGangotri 
! 77 


पर केंद्रित होता है। ऐसे परिवार में 


>` पति-पत्नी एवं बच्चों के oan 
कार्यात्मक रूप में प्राथमिक होते हे वे बच्चों के संबंध 


हर EESE € तथा ग्रन्य व्यक्ति Sak aes 
थवा गोण होते हैं। दांपत्य मलक क्ति उ सहयोगी 


परिवार को छोट 
bee 5 र z = 
जैविक परिवार भी कहते हैं। T परिवार अथवा 


Zo ‘biological family’, ‘nuclear family’ क्रो 
ar f S 


conjuror bs 
व्यि एद्रजालिक, बाजीगर 
वह व्यक्ति जो हाथ की ई द्र 
को को th T सफाइ दारा ग्रसाधारण करतव दिखा' 
कर दर्शकों को भ्रांति में रखता है और यह दर्शाता है कि वह अल 
` ~ H Hi ह्र ला- 
किक शवित को वश में किए हुए है। oy eas 


consanguine 
समरकत 
एक ही रक्त से संबंधित अर्थात्‌ एक ही वंश के । 
fo ‘kin? 
consanguineal relative ता स्त 


ऐसे संबंधी जो रक्‍त द्वारा ग्रथवा सहपुर्वज द्वारा आपस में 
संबंधित होते हैं 


consanguine family समरकत परिवार, समरक्‍त कुटंब 

परिवार संगठन का एक रूप जो जैविक परिवार तक सीमित 

नहीं होता afer उसमें बहुत से रक्‍त संबंधियों का समावेश होता 
है। यहां व्यक्तिगत परिवार केन्द्र में न त होकर परिधि में होते हैं। 3 

ग्र्थात्‌ रक्त संवधियों के इस परिवार में भाई बहिनों और उनके 

माता-पिता श्रादि का fasts महत्व होता है। समरक्त परिवार में 
वहुधा दो या तीन पीढ़ियों के सदस्य सम्मिलित रहते हैं। \ 


Consanguine group समरक्‍त समूह 


सामाजिक समूह जिसकी रचना रक्‍त संबंध के ग्रांधार पर को 
जाती है। ये रक्‍त संबंध वास्तविक के श्रतिरिकत परिकल्पित ग्रथवा 
मानित भी हो न्सकते हैं। इसमें सभी संबंधी वंधत्व के सूत्र से बंधे 
होते हैं । : 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


. by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
78 


consanguinity समरक्तता, रक्‍त संबंध 


वास्तविक अथवा कल्पित सहपुवेज के INTA के आधार पर 
स्थापित सामाजिक संबंध । समखतता या ता एकरखीय होतो है 
जिसमें एक व्यक्ति दूसरे का प्रत्यक्ष पूर्वज होता है। या फिर स्व 


1 
| , शाखीय होती है जिसका पूर्वज सामान्य होता हैं परतु इसमे व्यक्तियों 


का परस्पर संबंध एकरेखीय नहीं हाता | 


consecration प्रतिष्ठापन 

व्यक्तियों, पशुओं, वस्तुओं को पवित्र मान कर उनकी प्रतिष्ठा 

अथवा स्थापना करना। यह प्रतिष्ठापन वलि, तावीज, मंत्र, संगीत या 
दुसरी विधियों द्वारा किया जाता है । 


constricted celt संकुचित कुठार 
एक उपकरण जिसकी ग्राकृति कोरदार सेल्ट और पाल्सटेब 
दोनों का मिला-जूला रूप होती है। यह मध्य कांस्य युग के वोहेमिया 
और मोराविया की विशेषता है। aa: इसे कभी-कभी वोहेमी पाल्स- 

टेव भी कहते हैं। 


contagious magic संक्रामक जाद 

इस विश्वास पर आधारित जाद्‌ कि यदि किन्ही वस्तओं का 

आपस म संपक रहा है तो अलग होने पर भी वे एक दसरे पर क्रिया 

एवं प्रतिक्रिया करती रहती हैं। उदाहरण के लिए कितो व्यक्ति 

के वाल, नाखून, रक्‍त, वर्तन ग्रादि वस्तुओं पर जादू कर संबंधित 
व्यक्ति पर जादुई प्रभाव डाला जा सकता gl à 


Contra-acculturation ofa परसंस्कृति 
प्रति-परसंस्क्रृतिग्रहण 


ल दा संस्कृतियां एक दसरे 
ra क दूसरे के संपक में ग्राती 
वर्शाडत हो जाती 2) परंत फिर उसमें 


खोए ग्र 

है । इसी प्ररि i कै पुनः प्रतिष्ठा के लिए प्रतिक्रिया पैदा होती 
त्रिया को प्रति-परसंस्क्रतिग्रहण कहते हें | 

contracted burial 


जब प्रवल और aq 


ठ घा पह 


न 
1 
ग्रपने 
z, 


7 
= 
a 


र मे भत्र का wy संकुचित शवाधान 
थानों में व्यापक os Ga sien विधि जा प्राचीन गवा 
मे प्रचलित थी। इसमें शव एक श्रोर से इस 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luckno १ 


FR 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


79 


प्रकार AST रहता है जैसे वह सो रह 
ye होते हैं और घटने इस तरह faa: 
व राढ स 90 का कोण बनाते हैं। 


< 


हो । निचले अंग कभी-कभी 
कुक तक ले जाए जाते हैं कि 


ee 
Q 


controlled flaking / 
नियंद्वित शल्कन 


मस्तर चेन के स्थान पर काष्ठ मुंगरी के दारा की गाई (चकमक) 

शल्कन क्रिया । प्रस्तर घन के ग्राघात के स्थान पर काष्ठ का ग्राधात 
हल्का हाने के कारण लंबे, पतले शल्क निकलते हैं। | 
convergence (cultural) 
अभिसरण (सांस्कृतिक) | 

परिवर्तन की एक प्रक्रिया जिसमें उन लोगों के, जो भौगोलिक | 
रूप म पृथक ह, विषमजातीय संस्क्रेति लक्षण समय वीतने क्रे माश्र- 
साथ श्रधिकाधिक स z प्रक्रि > | 
गथ श्रधिकाधिक समान होते जाते यह प्रक्रिया तव तक्र चलती | 
रहता ह जव तक थ संस्क्रतियां लगभग एक दूसरे के समान नहीं हो | 
जातों | इस प्रक्रिया में एतिहासिक कारकों--जसे परसंस्क्रतिग्र th 
थवा विसरण का कोई योगदान नहीं होता । 


convex scraper उत्तल खुरचनी, उत्त्तल क्षुरक, 
उत्तल क्षरणी 


उत्तल कार्य धार वाला प्रस्तर शल्क जो मख्यतः पशुओं के चर्म 
को खुरचने के काम ग्राता है । 
copper age ताम्र यग 
यूरोप तथा एशिया में नवप्रस्तर युग तथा कांस्य युग के मध्य 
का काल जिसमें ताम्र का प्रयोग ग्रधिक मात्रा में होता था। 
coracora कोराकोरा 
तहिती जन की एक बड़ी युद्ध नीका (कनु) | 
cordate handaxe हृदयाकार ह॒स्तकुठार 
(=cordiform handaxe) 
पूर्वकालीन मोस्तारी उपकरण कूदप्वाँ जो चपटा तथा छोटा 
aie समभुजीय तथा व्रिभुजीय होता है। इसकी धार तेज तथा सीधी 
होती है और यह लघु शल्क aagi हारा कटाई कर परिष्कृत 
किया जाता है । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


80 
f- pottery ; SEI मृद्भांड 
यरोप में नवपाषाण महाकल्प के YEAS जा डोरी से चिह्नित 


होते थे। भांडों को पकाने से पूर्व RR डोरियों द्वारा दवाकर 
उत पर निशात अंकित किए जाते थ। 


| cordiform handaxe हृदयाकार हस्तकुठार 
‘| ३s  ‘corbate handaxe’. 
cordoned pottery पट्टीदार मद्भांड 


मृत्तिका की उद्भूत धारियों द्वारा ग्रलंकृत मृद्भांड | 


core कोड 
एक प्रस्तर पिंड जिसमें से शल्क उतार कर उपकरण बनाए 

जाते हैं । 
core scraper क्रोड खुरचनी, क्रोड क्षरक 


_ कोड पर वनी खुरचनी जो एक छोटे शंकु के आकार से मिलती 
हैं ओर जिसकी कायंधार चपटी समतल सतह से विषम फ्ल्‌टिंग 
कटान द्वारा बनाई जाती है। l 
core tool 
कोड उपकरण, क्रोड औज्ञार 
E प्रस्तर पिड से शल्क उतार कर वनाया गया उपकरण । इसके 
तवि तके उतारते रहते हैं जव तक पिड अपेक्षित ग्राकार न 
qf | 
Corita 


करंड से वुनकर वनाय ल 
निचले भाग woe गया गया तरंड जिसका प्रयोग कॉलोराडो के 
भाग म॑ नोका की तरह किया जाता था | 


Corporeal property 


F भौतिक संपत्ति 
ff Rati? 
हे संपत्ति जो मूत तथा स्पर्शगोचर हो | 
Corroboree | 
क = , कारोबरो 
स्ट्रियाई ग्रादिम जनों का अनजातीय नृत्य ग्रथवा समारो 
i रोह 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luckno' 


_ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


81 | 
| 
caryee 
S a N ras बेगार 
बह्‌ T जिसमें विना किर पारिश्रमिक के साधारण जनों को 
श्रम करने के लिए बाध्य किया जाए | | ee 
coulter 
कोल्टर 
गरी ल्टर (रोमन हल का फाल) 


धातु का एक टुकड़ा जो हल के 4 
zS स्प जे दता | 1 हल के फाल के सामने ऊर्ध्वाधर या 
$ स्य म॑ लगा दाताच्या प्रा्ीनकाल में उत्तरी पश्चिमी 


पे इस प्रकार के = i T युरोप 
म. इस प्रकार के हल का भयोग किया 1 e, उ वार 
coup-de-poing 
वरेवीली काल a क्‌द्प्वां 
aadlil काल का एक विशिष्ट fenet प्रस्तर हस्त कुठार 


जा एक कोड उपकरण हैं और जिसका ऊपरी तथा निचला भाग 
प तरह से तराशा हुआ श्रौर वीच की धार तेज होती है । इस 
उपक F > वाल है $ द 
उपकरण का पकड़ने वाला भाग कुद होता हे (ara cia aS 
या नाशपाती की तरह हाता हे । कूदप्वां उपकरण-वर्ग का यूरोप 
का ग्रववाला A ऐश्यूली संस्कृति से घनिष्ठ संबंध है 0 
couyade कूवाद, ब्याज प्रसुति 
विश्व की विभिन्न आदिम जातियों में प्रचलित एक प्रथा जिसके 
अनुसार संतान के जन्म के समग्र मां के साथ साथ पिता भी प्रसति 
क्रिया का अभिनय करता है । पिता अपने पलंग पर लेट जाता है 
AR प्रसव की पीड़ा की श्रनुभूति करता है । इसके बाद वह ब्रत, 
उपवास आदि सभी ग्रतुष्ठानों का प्रतिपालन करता ह्‌ । 


covert culture 


ss अप्रकट संस्कृति 
(=implicit culture) 


| संस्कृति के ऐसे तत्व जिन्हें केवल अनुभूत श्रथवा ग्रभिगृहीत 
तै किया जा सकता है । ये मानव के व्यवहार और विचारों में ग्रंतनिहित 
| रहते हैं । इनका विश्लेषण केवल प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकते हैं । 
; साधारणजन इनके प्रति जागरूक नहीं होते । बहुधा उसी संस्कृति 
के व्यक्ति इन्हें पहिचान नहीं पाते । चूंकि इन अवधारणाओं को वे 
पूर्ण रूप' से ग्रहण कर चुके होते हैं ग्रतः इन्हें इनका बोध नहीं होता। 
| दूसरी संस्कृति, के लोग ही इन्हें समझ सकते हैं । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


a by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
82 


कपाली तावीज्ञ 


cranial amulet 
हत व्यक्ति के कपाल, का छिद्रित कर बनाया गया 


~ 


युद्ध म बनाए गए T 
fe इस कपाल से बनाए गए तावीज में 


तावीज | ऐसा विश्वास ह 
कुछ जादुई गुण होते हैं । 


cranial deformation कपाली विलय 


सौंदर्य ग्रथवा दूसरे कारणों से शिशु के कोमल शीष का चपटा 


gaat शंक्वाकार वनाने का प्रयास । इसके लिए पटरे अथवा 


कपड़े की पट्टियों ग्रादि का प्रयाग किया जाता है । 


| aa 

खंडकांचन 
मदभांड बनाने में कांचिका का सांयोगिक विभंग होना, जिसे 
। बहुधा प्राच्य कुंभकार नाना- 


crazing 


मृदभांड कला में सुंदर माना जाता 

विधियों से कांचिका भंग का आभास देते हैं । 

crescentic blade ्रर्घचंद्राकार फलक 
ग्रध-चंद्रमा के आकार का लघु पाषाण | 


crescentic point प्रधंचन्द्राकार वेधनी 


`a 


ग्रध॑चंद्र के आकार का प्रस्तर ग्रस्त्र । 


Creswellian culture 
ऋसवेली संस्कृति 


ब्रिटेन में उत्तर पुरापापाण काल की एक सस्कृति जो वहां 
aad AT म पाई गई ॥ इसके प्रमुख उपकरण समलंब कुंठित 
फलक तथा इकधार फलक हैं । 


crithomancy आटा प्राक्ख्यापन 
वक ae द्वारा वने नमूने के अध्ययन द्वारा प्राक्ख्यापन 
Cro-Magnon art 
Zo ‘cave Art’, br 
Cromerian industry 
कोमरी उद्योग 


इंगलड के क्रोमर स्थान मे 
उद्याग । प्रारंभिक शल्क ग्रस्त आकार में बह 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


83 
काटने ओर खुरचने दोनों ही प्रकार के अस्त्र मिलते ॐ र 
रूक्ष मृष्टि कुठार भी पाए गए ह । ica वहा कुछ 
cromlech 


शिलामंडल, हि 

ay शलास्म(रक, क्रोम 
एकाए $ का GR 
_ एकाश्म स्तंभों का घेरा जो किसी महापापाण तंब ग्र क 
के चारों ओर संरचित होता हे । USR 


cross-bow 


कॉस धनष 
एक प्रकार का धनुष जो एक मोटी लकड़ी के ग्राधार पर लगा 
Ç 


होता & | इमम एक छेद होता है । धनुष को छेद के भीतर डाल 
जाता f । इस लकड़ी के ऊपरी हिस्से में लंबाई की शोर ae 
होती हे । इस खांच मे वाण रखा जाता हे | धनप की डोरी को 
बाण के तल पर तान कर फंसाया जाता हे । इसमें एक ऐसा यंत्र 
होता है जिसको दवा कर छोड़ने से बाण वे ग से छूटता है | | 


cross-cousin marriage aT 
5 ता-भगिनि संतति बिवाह 


मेनारिक संबंध (aa) 
ऐसा विवाह जिसमें व्यक्ति केवल Tal अथवा मामा की पत्नी 
के साथ ही विवाह कर सकता हे | 


cross-cousins ममेरे-फुफेरे भाई बहन, 'आ्राता-भगिनि 
संतित 
विलिंग सहोदरों अर्थात्‌ भाई तथा वहिन की संतान | 
cross-cultural श्रंतःसांस्कृरि 
| :सास्ळक 
oe कृतिक (aama) 
l 


| विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक wera जैसा कि नजातिविज्ञान 
| में किया जाता है । 


cross-caltural index ग्रंत:सांस्कृतिक सूचकांक 
(=Human Relations Area File) 
केंद्रीय संग्रहालय अथवा संचिका जिसमें विश्व भर की संस्कृतियों 

के वारे में सूचवा संग्रहीत की गई हो । इस संचिका में भिन्न संस्क्ृतियों 
अर विषयों के विस्तृत प्रकार पर सामग्री एकत्र होती है जो मुल 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


FSIS ed el ee eee 


T: by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


84 


नोता या विशेषकर लेत सर्वेक्षणों द्वारा आप्त की जाता है शर जिसे 
विषय तथा संस्कृति विशेष के अनुसार संकलित एवं अनुक्रमित किया 
जाता है | 


crotched stick खंती 
(=digging stick) हा 
नकीले सिरे वाली छड़ी जिसे कभी-कभी द्विशाखित तथा 
: i) द्वारा मज़बूत बनाया जाता था | संभवत: यह मनुष्य का से 
प्राचीन काष्ठ उपकरण है जो कंदमूल खोदने के काम भ्राता था । 


crypt भूमिगृह, ATTY 
छोटा गुप्त कक्ष जो साधारणतया धामिक इमारत के नीचे बना 
होता हे रौर पवित्र श्रवशेष्रों को रखने के काम ग्राता है । 


cult 1. संप्रदाय, पंथ, मत 
- 2. उपासना विधि, उपासना पद्धति, 
पूजा पद्धति 
धामिक कर्मकांडों और प्रथाओं का समूह जो एक विशिष्ट देवता 
अथवा ग्रलौकिक शक्तियों के समूह की पूजा अथवा प्रसादन से 
संबद्ध ह । यह समाज की धामिक संस्थाश्रों का एक विशिष्ट अंग 

Z । 


९ 


cult object उपासना वस्तु 
Rs श्रद्धा, भक्ति या कर्मकांडी तथा प्रतीकात्मक मूल्य कौ वस्तु जो 
वामक अनुष्ठान का एक अंग होती है । * - 


cult of the ancestors i 
पूवज कल्प 


` 


द० ‘ancester cult’. 


cult of the dead 
AN मृतकोपासना 
एसा रीतियां जे £ Z 
ग्रथव alas तया जा मृतकों की प्रेतात्माओं के प्रसादन 
CANE से संबद्ध होती हैं । 


85 
cultural anthropology 


. क T तक 
सांस्कृतिक नुविज्ञान मानव संस्कृतियों की उत्पतति MT fa नृविज्ञान 
, इतिह 


उद्विकास एवं विकास का अध्ययन है 1 eats उनके 
संरचनाश्रों एवं कार्य प्रणालियों का ae one संस्कृति की 

जाता हे 
cultural change इ 


Re G. j सांस्कृतिक परिवर्त 
किसी भी संस्कृति के विशेषकों या क. कृतिक परिवर्तन 
तत्वा मे घटित परिवर्तन । 


ये परिवर्तन नवश्रव॑ंतन, आविष्कार, खोज आ 
संपक म॑ ग्राने पर घटित होते हैं | दसर समाजो के 
cultural determinism 
संस्कृति नियतत्ववाद 
प्रणाली मानवीय 
डालती है। यह प्रभाव 
इस प्रभाव के कारण ही 


एक संकल्पना जिसके अनुसार सांस्क्रतिक 
व्यवहार के अन्य पक्षों पर निश्चित प्रभाव 
इस प्रकार का होता है कि ये पक्ष केवल 
प्रस्तित्व में ग्राते हैं 
ह संकल्पना विवादास्पद है | 


cultural drift सांस्कृतिक 
= स्कृतिक प्रवाह 
| इ TER maag से तात्पर्यं संस्कृति व्यवस्था में ग्रांतरिक परिवर्तन 
| से हे । हसंकोवित्स के अनुसार प्रवाह सांस्कृतिक परिवर्तन की एक 
प्रधान प्रक्रिया है । यह प्रक्रिया छोटी-छोटी विभिन्नताओं के संचयन का 
परिणाम होती है । इसका संपूर्ण प्रभाव एक कालावधि में ऐसा परिवर्तन 
लाता है जिसका ग्राभास नित्यप्रति के जीवन में लक्षित नहीं होता । 


सास्कृतिक प्रवाह परिवर्तन की दिशा को व्यक्त करता है । 


cultural ethos सांस्कृतिक sara 


किसी संस्कृति ग्रथवा उपसंस्कृति से संबंधित प्रमुख विचार, 
मूल्य तथा आदर्श जो उसे एक विशिष्टि रूप प्रदान करते है । 


cultural evolution सांस्कृतिक उदविकास 
. एक समय-सापेक्ष क्रमिक प्रक्रिया जो सतत्‌ तथा सामान्यतः 
संचयी और विकासोन्मुख होती है | इससे सांस्कृतिक घटनाओं में एक 
रूप या स्तर से दूसरे स्तर में व्यवस्थित परिवर्तन होते रहते हैं । 


संस्कृति पर उद्विकास का सामान्य सिद्धांत लागू होने की प्रक्रिया 
4 1 CHD/77—7. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


CC-O. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Ba 
igitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
. i 86 
a हैं । 19वीं शताब्दी के 


द 
सांस्कृतिक उद्दिकासव को विकास की संज्ञा दी गई | यह, 


को सारि 
संस्कृति उद्दिकास 


उत्तराधे म 


l 
मत आज भी मान्य € ieee 
i सांस्कृतिक जडता 


cultural inertia ot oan 

एक अवधारणा जिसके अनुसार संस्क्रति-विशपर्क तथा संस्कृति 

कल आपनी उपयोगिता समाप्त [ने के पश्चात्‌ भा अवस्थित रहते है । 
संकुल उ 

सांस्कृतिक एकीकरण 

अभिप्राय संस्कृति के विभिन्न तत्वों, 

की कार्यात्मक श्रन्योन्याश्रिता तथा 


cultural integration 
सांस्कृतिक एकीकरण का 
रीतिरिवाजों तथा संस्थाओं 
सदद्दोकरण से हैं । 
सांस्कृतिक द्वोप 


cultural island ai 
वह स्थानीय aiga क्षेत्र जिसमे प्रचलित कृतिक गण 
x 


आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित गुणों की तुलना म॑ AAT हात हं । 


cultural lag सांस्कृतिक पश्चता 


वह अवस्था जिसमें संस्कृति का कोई एक पक्ष उसके अन्य 
पक्षों की तलना में पिछड़ा रह जाता है, विशेषतः वह स्थिति जिसमें 
भौतिक अ्रथवा ग्रौद्योगिक संस्कृति विशेषकों की अपेक्षा ग्रभोतिक 
विशेषकों का विकास मंदगति से होता है । 


cultural pluralism सांस्कृतिक agate, बहु संस्कृतिवाद 
सांस्कृतिक वहुवाद से तात्पय॑ ऐसे समाज की स्थिति से है जो 
सांस्कृतिक रूप से विषमांग हो । ऐसे समाज में सजातीय तथा 
अल्पसंख्यक समूह अपना-अपना पृथक सांस्कृतिक ग्रस्तित्व बनाए रखते हैं । 


cultural relativism सांस्कृतिक सापेक्षवाद 
एक नृवेज्ञानिक ग्रवधारणा जिसके अनुसार व्यवहार के मानक 

प्रत्यक सांस्कृतिक परंपरा के सापक्ष माने जाते । किसी संस्कृति H 
व्यक्त मूल्यों को उस संस्कृति से सम्बद्ध लोगों के जीवन के प्रति 


उनके विचारों के आधार पर ही समझा तथा मल्यांकित किया जाना 
चाहिए । ne 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow] 


FR 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


87 
bstitution 
cultural su | 
वे सांस्कृतिक 
बह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक सांस्कृतिक तत्व AE 
सास्कृतिक तत्व का र i स्र 
स्तिती तत्व, का स्यान परण तरह भला अवि & सा दूसरे 
कर लेता है | र 
cultural survival 
एक सिद्धांत जिसके अनुसार कुछ प्रक्रिया Sifters a 
ज़, चार 


इत्यादि लोगो के अभ्यास के परिणामस्वरूप समाज को नई स्थिति 
भी प्रचलित रहते हैं जब कि समाज को स्थिति परिवर्तित क चको 

है और उपर्युक्त तत्वों की उपयोगिता भी प्राय समाप्त z क 
इस प्रकार समाज में ये तत्व पुरानी संस्क्ति के 
हैं जिससे नई संस्कृति का उदभव हृम्रा 
टॉयलर ने प्रतिपादित किया था । कित 
सिद्धांत का खंडन किया। 


श्रमाण स्वरूप रहते 
। नृविज्ञान में यह सिद्धांत 
वाद म॑ मेलिनोस्की ने ड्स 


cultural theme 


| सांस्कृतिक विषय 
श्रापलर क अनुसार संस्कृति-विषय अनेक संकलन सिद्धांतों के 
चारों और व्यवस्थित हो सकता है जिन्हें वे विषय कहते 

ऐसे प्रगट अथवा निहित श्रभ्यूपगम या मत जो सामान्यत: समाज के 
लोगों के व्यवहार का नियंत्रण करते हैं या क्रिया कलापों को उद्दीपित 
करते हं । ये ग्रभ्यूपगम समाज में श्रव्यक्त रूप से स्वीकृत ग्रथवा प्रगट 
रूप में समर्थित होते हैं । 


cultural variation 


सांस्कृतिक विविधता 


स्थिति जो मानव समदायों में सास्कृतिक विविधताओों को 
निदिष्ट करती हे 


culture संस्कृति 
संस्कृति की परिभाषाएं अनेक हैं । तृर्वैज्ञानिकों ने इस संकल्पना 
को विभिन्न दृष्टिकोण से परिभाषित किया है जिनमें से कुछ विद्वानों 


द्वारा दी गई परिभाषाएं निम्न हैं:-- 


संस्कृति वह संकुल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, 
` कला, आ्राचार, कादून, प्रथा तथा श्रन्य क्षमताओं और आदतों का 


| CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and | 


88 
e सनष्य समाज के सदस्य के रूप में उपाजित 
> जिन्हें मनृष्य सम 
समावेश रहता हैं re > 
लला ६ याया र È 
„ गित और संम्रेपित पेशीय प्रतिक्रियाओं, आदतों 
aoe eo प्रो गज का सम्मिभ- इनके दारा 
प्रेरित व्यवहार संस्कृति कहलात 
3. “संस्कृति जीवतयापन की प्रकट और श्रंतनिहित 
्रभिकतयो की ऐतिहासिक रूप से निमित वह व्यवस्था है जिसके 
किसी समय विशेष में समूह के सभी अथवा विशेष es निदिष्ट 
” __क्लकहांन AR केली 


लाते हैं।--क्रोवर 


मदस्य भागीदार माने जाते हैं । 

५. “संस्कृति एक ऐसी समाकलित समग्रता है जिसमें 
मानव निमित उपस्कर, उपभोक्ता वस्तुएँ; विविध सामाजिक समूहों के 
संविधानिक ग्रधिकारपत्र, (चार्टर) मानवीय विचार तथा शिल्प, 


विश्वास एवं रीतिरिवाज संनिहित रहते हैं ।' --मेलिनोवस्की 
` 5. “संस्कृति अधिगत व्यवहार ग्रौर व्यवहार के परिणामों 


की समग्राक्ृृति है जिसके घटक तत्वों के साझीदार विशिष्ट समाज 
के सदस्य होते हैं श्रौर उनका पारेषण समाज के सदस्यों द्वारा 
होता है ।'--लिटन 
culture area संस्कृति क्षेत्र 
ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसकी विभिन्न संस्क्रतियों में कुछ सीमा 
तक परस्पर समानता होती है । इससे वह बाहर के क्षेत्रों की संस्कृतियों 
से स्वत: पृथक हो जाता है । 


culture centre संस्कृति केंद्र 

वह स्थान-विशेष जहां पर किसी संस्कृति क्षेत्र के विशिष्ट 

संस्क्ति-विशेषक अथवा संस्कृति-संकुल सबसे अधिक मात्रा में संकेंद्रित 

मिलते हैं । 

culture complex संस्कृति संकुल 

८ D 

किसी संस्कृति या संस्कृति-क्षेत्र के अंतर्गत प्रकार्यात्मक रूप में 

समाकलित एवं संरूपित संस्कृति-विशेषको का संकलन | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luckno 


culti 


cultt 


cultu 


cultu 


cultu 


T 


ome 


RR 


Digitized by Sarayu Rounds Trust, Delhi and eGangotri 


culture conflict 


अ eee सस्कृति देइ 
afaa संस्क्रतियो के 
विभिः Ate = खपणं श्रात्मसात्करण से उत्पन्न 

क्रे स्वरूपा TAT मूल्या का दृढ | 


construct संस्कृति 
culture : संस्कृति अभिकल्प 
संस्कृति अभिकल्प एक mat विवरण या व्याख्या है जोकि 


वास्तविक जीवन के यथार्थ पर आधारित होती है । लिटन के 
मतानुसार मनुष्या का जावन शली (life style) एक प्रसंग है ग्रौर 
> Q S 


नुविज्ञानी जिस जीवन शेली का अध्ययन करके जो लिखता है बे 
© टॅ a © 
दूसरा प्रसंग हैं । जीवन शैली एक यथार्थ है और उसका विवरण 
इस यथार्थ का श्रमूर्तीकरण है । जीवन शैली संस्क्रति है और 


हि ट्‌ oT 
जीवन शैली का विवरण संस्क्रति-श्रभिकल्प है । 


culture contact संस्कृति-संपक 
विभिन्न संस्कृति-समूहों के सदस्यों के बीच पारस्परिक संबंध 
जिसके परिणामस्वरूप संपर्क में आने वाली संस्कृतियों के संस्क्रति- 
विशेषकों का विसरण होता है । 
culture convergence संस्कृति श्रभिसरण 
Zo ‘convergence (cultural)’ 
culture diffusion संस्कृति प्रतार 
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संस्कृति-लक्षण, संस्क्रति-संकुल 
अथवा संस्क्रति-संरूप अपने मूल स्थान से दूसरे स्थानों तथा क्षेत्रों में 
had हैं । 
culture hero संस्कृति नायक 
एक कल्पित mgla जो भिन्न रूपों में निरूपित की जाती है | 
यह' किसी पशु, पक्षी, मानव waar यक्ष की ग्राक्ृति हो सकती 
है जिसमें जनवर्ग ने उन सभी विशेषताग्रों को श्रारोपित कर लिया 
हो जो उस संस्कृति के लिए आवश्यक हैं । 
culture parallelism संस्कृति समांतर 


इस परिकल्पना के अ्रन्सार सर्वथा पृथक संस्कृतियों में समान 
ग्रथवा समरूप आविष्कारों ग्रथवा सांस्कृतिक रूपों का Tadd रूप 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


a 


90 


aa हे 1 संक -ति-समांतर शब्द से इस सिद्धांत का भी cult 


T: 
वकास बका हधा एक > 
त जलता 2 कि सभी संस्कृतियों का विकास बहुधा एक हूँ 
संके र 
दिशा में होता है 


culture pattern 

(=culture configuration) 
संस्कृत कात संकृलताश्रा का संगठन जा समाज के पण सांस्क्रतिक 
v 


3 थ बेनेडिक्ट ने सर्वे डस 
तन्यास की रचना करता है । हैं ajl abe 


परिकल्पना का प्रयाग क्रिया 
„ बे प्रमख मल्य तथा विश्वास जो किसी संस्कृति की विशेषताएं 
प्रमख संस्क्रति विषय अथवा लोकाचार तत्व 


| संस्कृरि 
ते संरूप 


था । 


>+ -7 


cury 


custe 


culture strain संस्कृति लेश 

परसंस्कृति ग्रहण के प्रक्रम में विसंतुलन के कारण श्रस्थिरता तथा 

goa की व्यवस्था । यह नई संस्कृति को स्वीकार ग्रथवा अ्रस्वीकार 
करने की इच्छा के बीच इंद्र का परिणाम होता है ! 


culture trait संस्कृति विशेषक cutle 


किसी संस्कृति की सरलतम प्रकार्यात्मक इकाई जिसमें विश्लेषण : 
के उद्देश्य से उस संस्कृति को विभाजित किया जाता है । यह भौतिक 
तथा श्रभौतिक दोनों ही हो सकते हैं । 


cyclo 


| 


culture type संस्कृति प्ररूप 


सांस्कृतिक विशेषताग्रों एवं मूल्य-प्रत्ययो का योग जो एक 
निश्चित समय या स्थान पर मान्य होता all 


र 


culturological संस्कृति विज्ञान संबंधी | 

उस कार्य प्रणाली से संबंधित जो संस्कृति को स्वर्त:पर्ण स्वाधीन 
2 क्या को तरह मानती हे तथा मानव व्यवहार को उस प्रक्रिया के 
संदभ में स्पष्ट करती है । 


cylin 


culturologist तकात ताति 
` « संस्कृति वेज्ञातिक 


संस्कृति विज्ञान का विशेषज्ञ अथवा उसका समर्थक | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


_ दीदी 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
91 


C urology $ 
u : दिलाता 25 सस्कृति विज्ञान 
संस्कृति का विज्ञान जिसकी कार्य प्रणाली = 


संस्कृति स्वयं में पूणे तथा स्वतः निर्धारित प्रक्रिया है तथा सांस्कृतिक 
विशेषक--जेसे प्रोद्योगिकी, विचारधारा तथा संस्थाएँ पर्वती a 
सहवर्ती सांस्कृतिक तत्वों की उपज हैं । जलवायु, परिवेश, मानव के 
शारीरिक प्रकार उसके उद्देश्यों, श्रभिलापाश्रों ग्रादि की अपेक्षा 
स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं । 


कप 
GT वक्र शल्क क्षुरिका 


चकमक शल्क से वनी छुरी जिसका फलक चापाकोर होता है । 


custom प्रथा, ae 
लोकरीति श्रथवा सामाजिक व्यवहार का वह स्वरूप जो समान 
परिस्थितियों में सुदीर्घं काल से चला ग्रा रहा हो र परंपरा aa 
कर समाज भे पूरी तरह स्थापित हो गया हो और जिसे श्रौपचारिक 
मान्यता प्राप्त हो गई हो । 


cutlass कटार 
एक छोटी भारी वक्र तलवार जो पहले युद्ध पोतों पर नाविकों 
द्वारा प्रयोग की जाती थी । 


eycloid basketry चक्राभ करंड 

एकतार वयन जिसमें वेत को कुंडलित. करते हुए बुनाई की 

जाती है । बैत या ऐसे ही किसी श्रन्य पदार्थ को कुंडलित करते 

हुए एक दूसरे के साथ बींध कर वूना जाता है और इस बुनाई में 
किसी प्रकार का आधार नहीं होता । ; 


cylinder seal बेलनदार मद्रा, बेलनदार मुहर 
एक बहुत छोटा प्रस्तर बेलन जो छाप बनाने के लिए नम्य 

सतह पर एक ग्रोर से दसरी Mie तक लढकाया जाता । वलन 

है । लेखन 


उत्कोणित होता है जिससे पृष्ठभूमि पर मुद्रण हा जाता ह्‌ 
कला के ग्रारंश से पूर्व इस प्रकार के वेलनों का प्रयोग मुहर लगान 
के लिए किया जाता था । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Wee ESTEE 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
92 


साइप्रेसो Tmi 
Cypriote pottery E- इप्रेसी 
- qa द्वीप में प्राप्त पक्का मिट्टी के अपरिष्कृत पुरातात्विक 
मदभांड जो ज्यामितिक रेखाचित्रों से AAT तथा बहुत कुछ जा 

giz एशिया के मुद्भांडा के समान l 


D 


dakhma दखमा 
एक ऊंची गोल मीनार जिसके अंदर मध्य भाग में एक जंगला 
लगा रहता है । उस पर शवों को रख दिया जाता है ताकि मांसभक्षी 
पक्षी उन्हें खा जाएं । मांस रहित अ्रस्थियाँ जंगले के नीचे गतं में 
गिरती रहती हैं । दखमा भारत के पारसियों के ग्रंत्येप्टि स्थल हैं । 
इन्हें खामोशी की मीनार भी कहते हैं । 
daluka दलूका 
एक सूडानी ढोल जिसका एक सिरा चर्मपट से मढ़ा होता 
| 


au 


dance ritual नत्य कल्प 


सामूहिक आशाग्रों, भय, दःख-सख तथा किसी भी हत्वपर्ण 
घटना का लयवद्ध भाव भंगिमाओं द्वारा प्रदशित करना । È 


daphneomancy जयपत्र प्राक्ख्यापन 


Yel जयपत्र की शाखा को afta में डालकर उसकी चटचटाहट 
ध्वनि के आधार पर प्राकख्यापन करने की विधि | 
dart 
शर, शल्यः प्रासक 
होता है जिसका 
A दसरे पर पंख लगे होते हैं । इसको 
से फेंका जाता है । a 


ह लबु प्रक्षेपणास्त्र । यह एक नकोला दंड 
एक सिरा भारी होता 


फुकनी द्वारा ग्रथवा हाथ 
dart Sling 

प्रासक गोफन 

जाने वाला वक्ष ग्रथवा झाडी का 

फेका जाता है T विभिन्न प्रकार 


शल्य भी कहते हैं । 


शस्त्र को तरह प्रयोग किया 
एक भाग जो लक्ष्य पर फेक 
के होत हैं । इसे गोफन ३ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow, 


_ _ _ _ 


FR 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


93 


data Fea श्राधार-सामग्नो, आंकड़े 
qe सामग्री जो किसी front अथवा तके का ग्राधार हो 
अथवा जिससे किसी भी प्रकार की वौद्धिक प्रणाली निमित की गई 
j ५ 2 

हो | 
death custom मृत्य प्रथा ` 


आनुष्ठानिक प्रथाएँ जिनका पालन मृत्य के उपरांत किया जाता 


0 1] 
death dance मत्य नत्य 
मृतकात्मा की शांति व afte के लिए किया जाने. वाला नत्य । 


de-class RR 
व्यक्ति को अपने वर्ग से श्रलग कर देना | 
decorative art व्क 
ऐसी कला जो हस्तक्रृतियो को श्रलंकृत कर अधिक भव्य और 
ग्राकर्षक बना देती है । 
deculturation विसंस्करण, विसस्कृतीकरभ ' 


परसंस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया मे किसी भी आदिम जाति अथवा 
व्यक्ति का अपने मूल सांस्कृतिक विशेषकों से वंचित होना । 


defensive magic रक्षात्मक जादू 
मंगल श्रौर ग्रनिष्ट से रक्षा करने ग्रथवा उनके कुप्रभावों का 
विनाश करने के उद्देश्य से जादू का प्रयोग । 
defilement पवित्रीकरण, दुषण 
ग्रपवित्र . अथवा दूषित होते के .कर्म अथवा अवस्था | 
विरूपण 


शरीर के अंगों में परिवर्तन करना ग्रथवा उन्हें विरूपित a 
कमर, WS? कान, नाक ,सिर तथा पैर शरीर के ऐसे AT a 
विरूपित किया जाता है। नासिका को बहुधा चपटा श्रवा 


deformation 


| CC-O. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


94 
तथा कानों व HI को भार द्वारा लंबा किया जाता है । Ee 
पर दबाव डाल कर सिर को चपटा या लबा आर कमर का inl 


कर पतला बनाया जाता हैं। ग्रादिम जातियों में विरूपण पा 
सौंदर्य बढ़ाने के लिये किया जाता है 


हैँ 1 
1. देव हत्यारा 2. देव हत्य 
1. देवता की हत्या करने वाला । वह श्रनुष्ठानकर्ता जो कुछ 
धरामिक ग्रनृष्ठातों में अलौकिक गुणों से युक्‍त व्यक्तियों अथवा E 


की वलि देता है। 
P दिव्य आत्मा Waal ऐसी किसी ग्रात्मा के प्रतीकात्मक स्वरूप 


है 
की हत्या करना। 


deicide 


deification 1. देवत्वारोपण 2. देवत्व प्राप्ति 
1. व्यक्ति ्रथवा पदार्थों को देवतुल्य बनाने की क्रिया ग्रथवा 
- देवतुल्य हो जाना | 
2. दवतामय हो जाने को प्रक्रिया wala देवता में ग्रंतनिहित 
हो जाना जेसे, आत्मा का । 


deity 
देव 


इता अथवा दवी । निराकार शक्ति को विभिन्न साकार स्वरूप 
दकर उसका उपासना करना | 


delft ware = i 
डल्फ भांड (हांलेंड में प्राप्त मृद्भांड) 


मृदभांड 
es भांड जिस पर श्वेत ग्रपारदशीं कांचिका की पर्त चढ़ी 
होती उस पर अलंकरण किये जाते हैं । डेल्फ भांड का नाम हालैण्ड 
के डल्फ स्थान पर पड़ा | za 
delict 
= नियमोलंघन 
ध अथवा सामाजिक नियमों का उल्लंघन | 


डीम 


हाता । इसे समदाय जिसमें एकान्वयिक बंशानक्रम 
७ घ्यात पर बंधु समह की तरह माना 


विधि के विरुद्ध 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow — 
RRR 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
95 


demography जनसांख्यको, जनांकिकी 
orl sea ~ = we 4 न 

मानव जनसंख्या की विशिष्टताग्रो का सांख्यकीय अध्ययन | 

इसमें विशेषकर जनसंख्या की सघनता, विस्तार वृद्धि, वितरण 
प्रवसत तथा जन्म मरण के आंकड़ों आदि क य 
सबका सामाजिक तथा आशिक 


है | 


demon दानव, असुर, पिशाच 

बहुत से धर्मो में उल्लिखित eit कोटि के अधिमानव जीव 

या दुष्टात्माएँ जिन्हें मानवजाति का शत्र माना जाता है और जो 
उसके जीवन म॑ दुर्भाग्य तथा विपत्तियां लाती हैं। | 


a 


1 अध्ययन तथा इन 
अवस्थाओं पर प्रभाव देखा जाता 


demon dance दत्य नृत्य, ग्रसुर नृत्य 
1 

ऐसा नृत्य जो श्रलौकिक शक्तियों की सहायता प्राप्त करने ग्रथवा 

उन्हें भगाने के लिए किया जाता स नृत्य में मुख्यत: अलौकिक 


क्तियों का मुखौटा पहन कर मक स्वांग करते 


demonism पिशाचवाद 
प्रेतात्माग्रों के ग्रस्तित्व में विश्वास तथा इन्हें वश में रखने के 
लिए ग्रथवा उनके उपशमन के लिए जादू टोना, पूजा-पाठ तथा ग्रन्य 
भ्रनृष्ठानों का प्रतिपालन । प्रेतात्मायें विभिन्न प्रकार के कल्पित रूपों 
ज॑से--पिशाच, जिन, डाइन, वनस्पति, पशु के प्रेतों तथा अन्य छोटे- 
छोटे देवी देवताओं के रूप में रहती हैं। ये परोपकारी तथा ग्रपकारी 
दोनों: ही प्रकार की होती हैं । 
demonology eS भूत विद्या 
ज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत भूत-प्रेतों के प्रति विश्वास 
ग्रथवा उनके अंधविश्वासों के बारे में अध्ययन किया जाता हे । 
dendrochronology वृक्षकालानुक्रमिको 
विगत काल में वृक्षों तथा पुरानी लकड़ी पर ग्रंकित वृद्धिवलयो के 
अनुक्रमों तथा उनकी विभिन्तताग्रों के अध्ययन द्वारा घटनाश्रा. काला- 
तराल तथा. पर्यावरण के परिवर्तनों के काल निर्धारण से संबंधित 


विज्ञान । 


_ CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


_ ee 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
96 


dendromorphic 4 - र 

ax देवी देवताग्रो से संबधित जो वृक्षरूपीय हों। 
denomination 2 ४०० सं a 
एक ही नाम से ज्ञात व्यक्तियों के वर्ग अथवा समाज, विशेषकर 


ध्रामिक समूह अथवा एक ही मत मे विश्वास रखने वाले समुदाय को 


संप्रदाय कहते है | 


denotative kin term विशिष्ट बंधुत्व बोधक शब्द 


बंधुत्व सूचक शब्द जो केवल एक बंधु वर्ग के संवंधियों को 
संबोधित करने के लिए प्रयुक्त होता है । यह aa वर्ग, लिग, 
पीडी तथा वंशावलिक d द्वारा सीमांकित होता है और 
इससे वक्ता के साथ केवल एक ही व्यक्ति के संबंध का बोध होता 
है। जैसे मां. पिता, सास, श्वसुर, पति, पत्नी । परन्तु कभी-कभी एक 
ही शब्द कई व्यक्तियों के लिए भी प्रयुक्त होता है जैसे भाई, बहिन 


देखे ‘descriptive kin term’ भी 
derbouka 
A दरब्‌का 
aa म प्राप्त मिट्री का बेलनाकार ढोल, जिसके एक सिरे 


पर Wa मड़ा होता है ग दोनों हाथों की उंगलियों २ 
> टापा हू । इसका दोनों हाथों की लियों से बजाया 


जाता हे । 
descendant 
म डी वंशज 
केद्र व्यक्ति के वाद की पीढ़ी 3 
a 13 के 7 fay, a fi भन्न ज प्री ~ 
रक्त संवंधी | शै के स्वशाखीव अथवा भिन्न शाखीय- 
descent 


एक frag जिये उद्भव, अन्वय 
के विशिष्ट TA or व्यक्ति जन्म से ही अपने संबंधियों 
aa Ne SR द्र होता हे श्रो SS र 
म, ~ ` @ AM उनके साथ z ष्ठ 
होते हैं । वह उनमे कुछ इस RTT ESE घनि' 
ही मां ` R की सेवाओं की प्रत्याशा 
गर-संबंधियो 
>भवधियों अ्रथवा आन्य दसरे बंध- 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


वृक्षदेचोध ] 


| 


FR 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


97 
ty à 
i सामाजिक दृष्टि से वंशानुक्रम अपने पूर्वजों के साथ क्ति 
पा a) 3 A i व्य का 
माच्यता भातत AH हेता टिक न दाव्यात ey कि 
वह जैविक रूप से निर्धारित हो, परन्त इसे साम fae he 
Ry g कक 3 ईस सामाजिक मान्यता प्राप्त 
होना AAAF ह । - 
र्‌ 
descriptive kin term Tater a aa बो / 
i o वेणनात्मक बंधुत्व बोधक शब्द 
एस बधुत्व सूचक शब्द जो केवल एक ai संबंध को निदिष्ट 
: करते हैं, जैसे मां, पिता और भाई | ८ 
Zo denotative kin term. भी l 
i, detribalization जनजातोयता-क्षयण 
संस्कृति संपर्क के फलस्वरूप जनजातीय समाजों में सामाजिक 
j एवं सांस्कृतिक संरचनाओों का विघटन | 
i detritus अपरद, मलबा 
शेल के अपखंडन या ग्रपघर्षेण से fafa शैल-चूर्ण से निमित 
मलवे के ढेर । 
Devil sfa, शेतात 
{=Satan) 


यहुदी तथा. ईसाई धर्मशास्त्र के श्रनुसार घोर ग्रनिप्टकारी देहधारी 
शैतान जो मनुष्य. जाति का शत्रु तथा ईश्वर का प्रतिद्वंद्वी माना 
जाता है। यद्यपि यह ईश्वर के अधीनस्थ होता है श्रौर उसी के 


ग्रादेशानसार कार्य करता है। शैतान को नरक का शासक मानी 


जाता है | 
diabolism जादू-टोने तथा अभिच(र से संबंधित 
पुजा 
dibble 1. खोंसनी, फाली, छिद्रवपित्र 


2. छिद्रवपन, चोब बुवाई 
बीजों अथवा कदों 


1. ऐक छोटा हस्त उपकरण जो पौधों, 5 
Q 


को जमीन में a कर cain? अथवा cial GH Sak. INU 


(०-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation gust, Delhi and eGangotri 


x करके वीज वोना । बवाई A 

2 फाती दारा मे S cE 1 प्रयोग बहुधा झम ae तो 

हर हे जिसक हुधा झूम काण 5 

की यह एक आदिम विधि हैं S fr भे 


वाले करते हैं । 
dichotomy j रके TEN द्विभाजन 
दो वर्गों में विभाजन जो एक दूसर के विपरीत हों । 


differential fertility विभेदी (जन) उरता 
किसी जनसंख्या में विभिन्न समूहों ग्रथवा वर्गों की जनन-अमना 


में भिलता । 
diffusionism विसरणवार 
संस्कृति विकास की व्याख्या करने वाला वह नवैज्ञानिक सिद्धांत 


जिसके अनुसार संस्कृति के लक्षणों का प्रसार एक संस्कृति से aah 
संस्कृति में होता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक रेट्जेल F | 


digging stick खनन यष्टि, खंती, खननी 
लकड़ी की शाखा से निमित एक उपकरण जिसका एक सिरा 
नूकीला या द्विशाखित होता है। यह मानव का प्राचीनतम उपकरण 
है जिसका प्रयोग कंद मूल खोदने के लिये किया जाता है । बहुधा 
इसके कार्य-शीर्व को आग पर तपा कर मजबूत बनाया जाता है। 
dinghy नो 
8 J f 
_ एके प्रकार की छोटी नौका जो भारतीय तटों पर यात्रियों के 
लाने ले जाने भ्रौ पकड़ने के oe 
MT आर मछली पकड़ने के काम श्राती है । 
diorite +, 
ae डोइश्रोराइट 
रर क्रिस्टलीय Ss ` 
भाग, में उपकरण का जिससे रास्ट्रेलिया तथा विश्व के ग्न्य 
है ऑर उसकी सतह हि इ E Sete we होती 
है ग्रोर उसकी सतह वित्तीदार काली है 5 
| गला तथा होती है 
Store सफद होती 21 


एक प्रकार का मत्स्य ह निमज्जन जाल 
बनाया जाता है। पम प SH जो गोल फ्रेम पर जाली लगा कर 
जाल को पानी मे ae मूठ लगी होती है “जिसे पकड कर 
३ दत हुँ ओर मछलियां पकड़ी जाती. हैं । 


I 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri * 
99 


disfunction 
(= dysfunction) दुष्प्रकार्य 


वह प्रक्रिया अथवा अवस्थाएँ जो किसी प्रणाली के 
एकीकरण तथा प्र 
भावकारिता को कम करती हें | 


disintegration 


किसी भो संगठनात्मक विघटन 
एकता का * 
विघटन होना । इस प्रकार 


के विघटन में संरचना एवं प्रकार्य, ae तथा एकात्मकता 
है । विघटन किसी व्यक्ति कता का 
घटन किर कत, समूह संस्था भ्रश्रवा राष्ट 
काईयों का हो सकता है। इस प्रक्रिया में = 
लुप्त हो जाती 21 और wa होने से 
कहते हैं । 


काई पृणेतया 
पव को अवस्था को विघटन 


disorganization 
1. विघटन, विगठन 


ee 2. प्रव्यवस्था 
qha व्यव तथा प्रकायात्मक योजना के विघटित अथवा 
भंग होने की प्रक्रिया जो समन्वयित तथा समाकलित व्यबहार के लोप 
ही जाने पर घटित होती है। यह अवस्था व्यक्ति समूह अथवा 
क ड 002 

क वर्ग किसी में भी घटित हो सकती है । 
diurnal 
4 दिवाचर, दिनचर 
एसे प्राणी जो मुख्यतः दिन में सक्रिय होते हैं। 
divergent evolution अपसारी विकास 
संस्कृति विकास का वह सिद्धांत जिसके ग्नसार संस्क्रति का 


विकास भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक विशेषकों में निरंतर रूपांतरण 


[रा होता है। यह विकास रेखीय न होकर श्रपसारी एवं पनर- 
पसारी होता हे । विकास का रूप संपूर्ण के योग द्वारा आंका जाता 


है । संस्कृति विकास की प्रवृत्ति जेव विकास की भांति प्रतिस्थानिक 
न होकर संचयन की होती है । 
divination प्राक्ख्यापन, शकुन विचार 


भविष्य, में होने वाली घटनाओं के संबंध A जानने या. उनके 
संबंध में भविष्यवाणी करने अथवा अज्ञात ज्ञान को समझने की कला 


| CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


RS y Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


100 
= genre अपनी मानसिक अवस्था या शकुन 
विचार va वे qf कथन करता है 
z a अलौकिक शक्ति के सहयोग मे भवि की 
द्वारा Fi 
वचार E gaat, प्राक्ख्यापक 
diviner 3 > 
वह व्यक्ति जो भविष्यवाणी करता R 
zat अधिकार 
divine right ne ee 3, hee 
4 अधिकार जो ST 
वे ग्रधिकार | 
जाते हैं । 


विवाह-विच्छेद, तलाक 


ivorce प पं के ग्रनरूप वैवारि 
i अथवा wa समर्थ संस्था के तियमों के अनुरूप वैवाहिक 


कानून श्र 
संबंध का भंग होता | 
i डोबो 
0 
न्यगिनी पेडों पर वनाय गए आवास | 
dolmen महापाषाण तुंब, डॉलमेन 
0 


| एक प्रागैतिहासिक महाश्म स्मारक जिसे दो या अधिक उदग्र 
झिलापट्टों पर एक अनुप्रस्थ शिलापट्ट रख कर वनात थ। इसका 
प्रयोग झवाधान के लिए होता था । 
dolmen idol डॉलमेन मूरति 
मोरक्को से ट्रॉय तक के स्थानों में प्राप्त एक प्रकार की उदग्र 
प्रस्तर मृति । डॉलमेत मूर्ति मानव ग्राक्ृृति से मिलती-जुलती बनाइ जाता हैं। 
domestication पालतू बनाना 
किसी पशु या वनस्पति को उसकी वन्य स्थिति से हटा कर 

घरेलू बनाना और उसका संवर्धन करना । | 
door of the dead शवद्वार 


शव को घर से वाहर ले जाने के लिये विशेष रूप से निमित 
द्वार । शव को वाहर ले जाने के वाद इस द्वार को चिनाई कर बंद 
कर दिया जाता है ताकि मृत व्यक्ति का प्रेत घर में, पन: प्रवेश करके 
‘ अ्रन्य लोगों का Aled न कर सके | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


dor 


Do 


dou 


dou 


doul 


doub 


hwe 


ICI 


Se 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
101 


dormitory 1 
Zo ‘bachelor house’ शयनगृह, रनबसेरा 


Dorest 
पूर्वी कनाडा तथा उत्तरी ग्रीनलैण्ड से प्राप्त तटीय aT i 
संस्कृति | श्रनुमान है कि यह संस्कृति लगभग 100 से | 
ईसवी के मध्य विकसित हुई थी । सूक्ष्म पाषाणीय tee RAN 
श्रौर हारपून इस संस्कृति की विशेषता थे । इनका प्रयोग मछली और 
हिमप्रदेशी हिरण (èfa) के शिकार के लिए किया जाता था 
| 
double axe दुधारी 
3 7 दुधारी कुठार 
दो धार वाली कुठार । प्राः क्रीट में इस प्रकार की 
कुठार का प्रयोग पवित्र प्रतीक की तरह किया जाता Ti 


double barbed harpoon 
E l» E e हिशूली हारपुन 
ऐसा हारपून जिसके दंड. पर कांटे इस क्रम में होते हैं कि 
एक कांटा दूसरे की विपरीत दिशा में, अर्थात्‌ एक-एक स्थान को 
छोड़कर लगा होता है। उत्तर तथा मध्य मग्दालीनी काल में ये 
कांटे कोणिक रूप में लगाये जाने लगे। 
double descent oy af 
it ae वंशानुक्रम, 
(=double unilineal descent) ध एकान्वयिक वंशानक्रम 
वंशानुक्रम का वह नियम जिसके अनुसार व्यक्ति एक ही समय में 
माता के मातृपक्षीय तथा पिता के पितृपक्षीय वंशों से संबंधित होता है । 
double-shouldred point ` हिस्कंधीय वेधनी 
वह्‌ वेधनी जिसके आधार पर दो स्कंध ग्रौर बीच में दंड होता 
है। इसको फ्राँट-रॉबर्ट वेधनी भी कहते हैं। यह ग्रौरिगनेशी काल के 
AT में पाई गई। कभी-कभी इसके शीर्ष की निचली सतह पर शल्कन 
भी किया जाता था । 
hwer विधवादाय 


मृत पति) की संपत्ति का ag भाग जो उसकी विधवा को जीवन- 


UA के लिए कानून द्वारा दिया जाता है । 
1 CHD/77—s 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


MS 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


102 
दहेज; 
वरदक्षिणा ary cu 
dowry 
जो विवाह में वधू के fi 
य वर iT उसके परव है 
त्र 
ग्रथवा उसके परिवार के सदस्या ® à 
सदस्यों अथवा केवल वधू को दिये जाते 
दुमुठिया ii 
draw knife SSON छुरा 
वढई का एक उपकरण जिसके फलक के .दाना टि पर मूठ एक 
लगी होती है । इसे भ्रपती ओर खींच कर लकड़ी का सतह को छौला ह! 
जाता है । सव 
कर्भ 
drift net प्रवाही जाल इस 
एक बड़ा जाल जिसको इस प्रकार लगाया जाता है कि वह विव 
प्रवाह ग्रथवा धारा के साथ वह सके । यह तरंड अथवा बहती हुई जन 
` नौका के साथ लगा रहता है ताकि उससे मछलियां पकड़ी जा सकें। सदर 
; ; कर्भ 
aril बरमा ज 
कठोर FH में छेद करने का एक नुकोला उपकरण | एक 
druid 
डर इड dubu 
प्राचीन ब्रिटेन, ग्रायरलेंड तथा गॉल के पुरोहित-वर्ग के सदस्य जो 
प्राकृतिक विज्ञान के ज्ञाता, कलाविज्ञ, धर्मज्ञ, खगोलज्ञ, न्यायाधीश तथा 
अध्यापक होत थे । बाद में ग्राइरिश तथा ईसाई मिथकों में इन्हें dugout 
ऐंद्रजालिक कहो गया | 
drum ` Sais fl 
ढोल, डमरू, ढवका, नगाड़ा, seta Sii 
पाया 
ह T ग्राघात a यंत्र जिसक। वेलनाकार ढांचा खोखला होता प्राची 
oan see gl या धातु से वना होता हे । इसके दोनों ओर तने 
किक चमड़ा मढ़ा होता है। इसको लकड़ी अथवा हाथ से 
duk-duk 
dryad t 
k i वनपरी 
वन में वास करने वाली परी । : “a 
श्रभिच 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luckn 


RR 
Digitized by Sarayu FOUN A Trust, Delhi and eGangotri 


ary cultivation असिचित कृषि 
जिसमें = z 
ऐसी कृषि जिसमें आवश्यक नमी केवल वर्षा ३ 
; से प्राप्त होती 
ह्‌ 
quel organization aa संगठन । 


यह एक प्रकार की सामाजिक संरचना है। इस व्यवस्था = 
एक सामाजिक समूह असे जनजाति का दो भागों में विभाजन होता 
है । प्रत्येक भाग को मोइटी कहते हैं। इनके सदस्यों के परस्पर 
संबंध निकट सहयोग से लेकर श्रव्यक्त विद्वेष तक हो सकते हैँ। 
कभी-कभी मोइटियों का उद्देश्य विवाह को नियंत्रित करना होता है। 
इस तरह यदि ah मोइटी के सदस्य दूसरी मोइटी के त 
विवाह करते हैं तो प्रत्येक मोइटी बहिविवाही कहलायेगी | कुछ 
जनजातियों में प्रत्यक मोइटी अ्रंतविवाही भी होती है। मोइटी की 
सदस्यता कुछ समाजो में मातृ-पक्षीय और कुछ में पितृ-पक्षीय होती है । 


कभी-कभी इनका कार्य धामिक, राजनैतिक, आर्थिक, ग्रानष्ठानिक - 
waa रिफ मनोरंजनात्मक हो सकता है या फिर नह इनमें से किसी | 
एक क्रियाकलाप तक सीमित रहता है । | 
dubu sq 9 


पूर्वी मिलेनेशिया के पुरुष गृह । 
dugout डोंगी, खात नौका, सारंगा 
ऐसी खात नौका या कनु जो पेड़ के तने को करोद कर बनाई 
जाती है। प्राचीन नौकाग्रों में इस नौका का प्रयोग व्यापक रूप से 
पाया जाता है । इसे मोनोजाइलोन भी कहते हैं। यह विश्व की सबसे 
प्राचीन नौका है । संभवतः इसका निर्माण जल में तैरते हुए वृक्ष के 
तने को देखकर जल-परिवहन के उद्देश्य से किया गया होगा । 
duk-duk डकडक 
प्रशांत महासागर के विस्माके हीपों का एक स्थानीय गुप्त 
समाज जिसके सदस्य एक स्वगठित त्यायपालिका बनाते हैं तथा 
अभिचार-परायण होते हैं । l 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


= by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
104 


dyadic group A za समूह, a समूह 
सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में व्यक्तियों का युग्म, जैसे-. 
पति-पत्नी, गुरु-शिष्य, पिता-पुत्र इत्यादि । 
dynastic incest राज वंशगत अ्रगम्यगमन 
कुछ राज-परिवारों में निकट संबंधियों के बीच विवाह करने की 
प्रथा । इस प्रकार के विवाह सामान्यतः म्रगम्येगमन की परिधि में 
आते हैं तथा सामाजिक रूप से निषिद्ध होते हैं ~ प्राचीन काल में 
fra के सम्राट अपनी सगी ग्रथवा सौतेली हेनों के साथ विवाह 
कर लेते थे । 
dyoro ड्योरो 
आइवरी कोस्ट की जनजातियों का गुप्त समाज । 


ect 


E 


early Bronze age पुर्व कांस्य युग 
fra तथा मंसोपोटामिया में 3000 से 2000 $o पू० के बीच 

का सांस्कृतिक इतिहास काल जिसके मध्य संगठित राज्य सर्वप्रथम 
स्थापित हुए थे। यह ऐतिहासिक काल का आरम्भ है। faa के 
पिरेमिड इस समय की विशेष कृति हैं। इस कालावधि का नाम 
कांस्य युग है पर इस समय के लोग कांस्य से अपरिचित भरे । 


earthen war न्‌ 
e मिट्टी के बन, मृद्भांड 
$ कम पकी मिट्टी से बने वर्तन श्रथवा आभूषण जो कुछ-कुछ 
(अल, श्रपारदर्शी तथा नाद रहित होते हैं। अर्थात्‌, इन्हें बजाने पर 
a भांडो को तरह शब्द ध्वनित नहीं होता । सामान्यत: इन पर 
पको काचिका की अरंधप्रिल परत लगाई जाती है। 
earth god 


ec 


eco 


भू-देवता 


भूमि की उवरता, 
S SRT, वनस्पति तथा पाताल लोक से संवंधित देवता । 


earth house 
भूमिगत मकान 


भूमि के अन्दर वना अथवा मिट्टी से बना घर। 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


PY Q ANY A 


| 
1} 


| 


RR दी 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
105 


Jat एक्लाट 
पर श्राघात करने से क 
चकमक J स प्राप्त भग्न अंश 


apg या शल्क | 


भक शल्क 
जेस छिप्टी, खंडित 
: tration 
ecological concen 1 
पारिस्थितिक संकेंद्रण 


जनसंख्या की सघनता । 
WaT से यह प्रकट होता हेकि 


एक क्षेत्र में आवास के आधार पर वितरित 
किसी भी स्थल पर अधिक मात्रा में संकेंद्र 
वहां ग्रावासों की संख्या ्रधिक है । 


ecological distance 

पारिस्थितिक दूरी 
स्थानीय ग्रंतर को मील 
जाने में लगे समय और 


दूरी मापने की एक विशेष विधि जिसमें स्था 

ग्रथवा किलोमीटर में न माप कर वहां तक 
श्राथिक लागत के योग द्वारा मापा जाता है । 
ecological gradient पारिस्थितिक प्रवणता 


1. पारिस्थितिक दूरी के साथ-साथ एक पारिस्थितिक परिवत्ये की 
वृद्धि अथवा हास की दर। 


2. वह वक्र जो पारिस्थितिक प्रवणता की वृद्धि तथा हास की 
दर को निरूपित करता है। 


ecological interaction पारिस्थितिक परस्परक्रिया 
्रन्योत्य रूपांतरण की प्रत्रिया जिसमें प्रतियोगी तथा सहयोगी दोनों 
पक्ष सम्मिलित होते हैं। इसके द्वारा व्यक्ति या समूह एक दूसरे को 
Wat तथा अ्रवैयक्तिक रूप में और कुछ सीमा तक पर्यावरण के 
सभरण साधनों को प्रभावित करते हैं जिन पर दूसरे लोग निर्भर 
=> = 
होते हें । 


ecological mobility पारिस्थितिक गतिशीलता 


पारिस्थितिक स्थिति में 1. परिवर्तन की क्षमता 2. परिवर्तन की 
मात्रा तथा 3. परिवर्तन की गति होना । 


 CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


106 
पारिस्थितिक ] 
ecological symbiosis Ble ae त 
पारिस्थितिक परस्पर क्रिया का सहम्रस्तित्व पक्ष अर्थात्‌ ऐसा 
ह संबंध जो-1 ही ad के निवासियों के बीच 
ग्रवैयक्तिक से ह क तो 


इसलिए स्थापित होता है कि वे एके ९ 


साधनों पर निर्भर करते हैं | on 
2. प्रकार्यात्मक Maa में विभिन्त सियों की स्थिति 


परिणामस्वरूप स्थापित होता है । 
पारिस्थितिकी, एरिस्थितिविज्ञान 


ecology 
मानव और उसके पर्यावरण अथवा जीव तथा उसके आवास के 


बीच संबंधों के अध्ययन को परिस्थिति विज्ञान कहते हैं । 


पुतला अभिचार, 


effigy magic 
पुतला जादू 


पतले के द्वारा श्रभिचार करना । इसमें पृतले को अभिचार की 
वास्तविक वस्तु की तरह माना जाता है, उदाहरणार्थ, इसमें व्यक्ति 
के पुतले की आंख को वेधा जातां है ताकि उस व्यक्ति को अंधा बनाया 
जा सके । इसको ग्रनुकारी जादू भी कहते हैं। 
Zo ‘homoeopathic imitative & mimetic magic’ 
egalitarianism सेसतावाद 
यह विश्‍वास कि एक समाज के समी सदस्यों के आंतरिक मूल्य 


समान होतें हैं और उन्हें अपने समाज में समान अधिकार तथा 
विशेषाधिकार प्राप्त हो सकते हैं। 


eg ele 
$ 
केंद्र व्यक्ति 


व्यक्ति जिसे वंधुत्व प्रणाली में केंद्र मान कर अध्ययन किया 
जाता 


ego generation स्त elit 


E > व्यक्ति जिस पीढ़ी में ग्राता है उसे “केंद्र व्यक्ति पीढी 
-T l À 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luckno /| 


sy 


Gr) 


ee अमर, 


Ne 


Digitized by Sarayu अ. Trust, Delhi and eGangotri 
07 


Egyptology 


के पुरावशेषों मित्नविद्या 


मिस्र के रावशषा का ग्रध्ययन | 


eidolism 
देहमुक्त AAA श्रथवा भत-प्रतो में 
के मल में यह विश्वास प्रधान' है । 


~ 


प्रतवाद 
विश्वास । मानव धर्म 


eidos 
= ग्राइडोस 
कात के Gee मूल. तत्व अथवा, उसका arg eq Ge 
संस्कृति: विशेष के तान-वान का सञ्ञा दो जा सकती हे | इन्हा के 


समन्वित एवं सामंजस्यपुर्ण. रूप. को आइडोस कहते हैं ' 


eight class system 7 | 
D y. अष्टव्ग व्यवस्था (बंधुत्व) 


(kinship) 
यह वग-व्यवस्था आस्ट्रेलियाई जनजातियों .की बंधुत्व प्रणाली 
की एक विशेषता है । ये जनजातियां स्थानीय समूह या झुंड में 
रहती ह । प्रत्यक समूह मातृवंशीय एवं पितृवंशीय बंध-वर्ग के 


सम्मिश्रण से संगठित होता है इसमें वहिविवाही मातृ-मोइटी ग्रौर 
वहिविवाही पितृवंश दोनों ही उपस्थित होते हैं । इस प्रकार की 
व्यवस्था से प्रत्यक व्यक्ति विभिन्न बंधवर्गो से संबंधित हो जाता है । 
परंतु वह विवाह केवल किसी एक विशिष्ट वर्ग में ही कर सकता है। 
इस प्रकार इन समाजों में विभिन्न वंधुवर्ग-व्यवस्थाएँ एवं वैवाहिक 
नियम दो, चार या oe dant व्यवस्थाग्रों को जन्म देते हैं । 


elementary family मूल परिवार, मूल कुटुंब 


वह परिवार जिसमें पति, पत्नी तथा उनके अपने ग्रथवा गोद 
. लिए श्रविवाहित बच्चे शामिल हों । 


elite संभ्रांत व्यक्ति 


-1. समाज में सबसे ग्रधिक - प्रभावशाली तथा प्रतिष्ठासंपत्त 
स्तर्‌ । 


| CC-O. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
108 


2. योग्यता के क्षेत्र में उच्चतम स्तर fl संभ्रांत वर्ग उन 
व्यक्तियों से मिलकर बनता है जो समाज में श्रेष्ठ तथा किसी एक 
क्षेत्र में अग्रणी माने जाते है । इस प्रकार राजनैतिक, व्यापारिक, 
कलात्मक, वैज्ञानिक तथा धामिक सभी Ad में संभ्रांत व्यक्ति होते 
हैं । संभ्रांत वर्ग के सदस्य अपने उस कषे म समाज के मूल्यों तथा 


अभिवत्तियों के निर्धारण में विशेष भूमिका निभाते हैं । 


elopement (marriage by) सहपलायन (विवाह ) 


परस्पर विवाह के इच्छुक पुरुष एवं स्त्री का औपचारिक रूप 
में एक साथ पलायन | कुछ समाजों में यह विवाह मान्यता प्राप्त 
विधि की तरह मान्य प्रथा के रूप में मिलता है । कभी-कभी 
साधारण विवाह में विभिन्न रुकावटों--जैसे माता-पिता की अनुमति 
न मिलना ग्रथवा अन्य सामाजिक प्रतिवंधों से बच निकलने के लिए 
इसका अनुसरण किया जाता है । इस प्रकार का विवाह प्रणय- 
विवाह का ही एक खूप है । 


Emireh point एमी ऱ्ह oan 


आधारयुक्त एक त्रिभुजाकार वेधनी जिसकी दोनों सतहों को 
अनुशल्कन (अनुशोधन) द्वारा पतला कर दिया जाता है । 
empirical research इंद्रियान i 
नुभविक श्रजसंधान, 
श्रानुभविक अनुसंधान 
अनुभव, प्रक्षण अ्रथवा प्रयोग पर ग्राधारित अनसंधान | 
enculturation : 
1. संस्कृतिकरण 
E 2. संस्कृतिग्रहण 
aa CR a एक प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी 
सांस्कृतिक का अंगीकरण करता है और अ्रपर्त: प्रस्थिति श्रौर 
करना सीखता है । यह प्रक्रिया 
रूप म सर्वदा चलती रहती है। 
था । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luckno | 


Ne 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
109 


endogamous marriage 
(=endogamy. ) ग्रंतविवाह 
विवाह का ऐसा नियम जिसके अ्नसार व्य 
समह के अंतर्गत ही विवाह करता है। यह 
जनजाति, प्रजाति, भाषा तथा भौगोलिक 
होती है । 


क्ति समाज में निर्धारित 
सामा वर्ग धर्म जाति 
आधार पर निर्धारित 


environmentalism 
aes ae (a 
वह सिद्धांत जि aaa व्य <2 
ह्‌ गु क्ति ग्र समूह के विकास मे 


ग्रानुवंशिकता की अपेक्षा पर्यावरण की भूमिका ग्रधिक sj! 
मानी जाती है । i महत्वपुण 


envoutement 
मारण प्रभिचार 


एक जादुई अनुष्ठान जिसमें व्यक्ति की प्रतिकृति का प्रयोग कर 
उसके कृत्यों श्रथवा भाग्य को प्रभावित किया जाता है । प्रायः 


"> 
यह काय अपकार क FFI से किया जाता è । 


Eocene epoch आदि नूतन य॒ग, इग्रोसीन यग 

तृतीयक महाकल्प का श्रारंभिक मख्य उपभाग; प्रायः अल्प 

TT काल से पुवे का युग, परंतु कभी-कभी यह मध्य नृतन काल से 

हव पूण नूतन जीव काल का वोध कराता है । इसमें टॉसिग्रॉइड 
लिमूरॉइड तथा स्तनी वर्ग के प्राणियों का विकास हुआ | 


eolith उष: पाषाण उपकरण, 

इयोलिथ 

अत्यंत ही अनगढ़ अथवा श्रनियत रूप में ग्रप्डित चकमक 

उपकरण | कुछ पुरातत्वज्ञों का अनुमान है कि ये ग्राद्य मानव द्वारा 
प्रयोग किए गए थे । 


Folithic period उष:पाषाण काल, 
इयोलिथिक काल 
पाषाण युग का प्रारंभिक काल तथा मानव संस्कृति की ग्रनु- 


मानित सर्वप्रथम अवस्था से संबंधित जिसमें मानव हरा निमित 
आद्यतम उपकरण 'इयोलिथ' का प्रयोग किया जाता था । 


| _ (८-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
110 


Epipalaeolithic culture i अनुपुरापाषाण A 
वे संस्कृतियां जो प्रौद्योगिकीय दृष्टि से पुराप्रस्तर परंपरा की 
` पर्व उत्तर हिमावर्ती काल में भी विद्यमान थीं । 


epistemology ज्ञानमीमांसा : 
ज्ञान की विधि तथा आधार का विशेषकर उसकी सीमाओं 
तथा मान्यता के संदर्भ में ग्रध्यनय | 


हैं परंतु जो पूर्व 


नासस्रोतीय पुर्वज 


eponymous ancestor 
वह मूल पुरुष जिसके नाम से किसी परिवार, जनजाति अथवा 
सामाजिक समूह का नाम चलता है । यह व्यक्ति मिथक अथवा 
वास्तविक कोई भी हो सकता है । हिंदुओं के गोत्र नाम इसका एक 
उदाहरण है । : 
equalitarianism Vin: ससतावाद 
दo—‘egalitarianism’ 
i et 
equiaience of भ्रातृ तुल्यता, सहोदर तुल्यता 


brothers 
(or siblings) 


भाइयों या. बहिनों . की प्रस्थिति में समतुल्यता । 


Ertebolle culture एतंबोले संस्कृति 
बाल्टिक क्षेत्र की पूर्व नवप्रस्तर युगीन भ्रथवा उत्तर मध्य- 

पाषाण संस्कृति लगभग 5000 से 3000 ई०पू० के बाद की, जिसकी 
विशेषता Ra (किचिन-मिडन) घरे, खंडित प्रस्तर उपकरण तथा 
भाड मृद्भांड हैँ । ये R अधिकांशत: डेनमार्क के एतंबोल स्थान पर 
प्राप्त हुए हैं, इसलिए इस संस्कृति का नाम एतंबोले संस्कृति पड़ा । 
eskanye | 


eth 


=e इस्कात्ये 
इरोक्वायी ; स्त्रियों का नृत्य । यह नृत्य खाद्य के देवताओं 
का प्रस्न करने के लिए किया जाता है । 


esprit-de-corps 


cth 


ie संघभाव, वयंभाव 
मूह के सदस्यों में 
९ ° सदस्या में परस्पर एकता, निकटता तथा अपनत्व की 


` 


भावना होना । - से के सदस्यों दे 
इसकी प्रेरणा से समूह के ₹ के उद्देश्य एक 


2 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


FR 


Digitized by Sarayu २90१0 0 Delhi and eGangotri 


< जुड़ होते ई 
संसक्ति का यह महत्वपूर्ण ग्रंग È | हाते. हूँ । सामाजिक 


ethical dualism = 
नेतिक देत 
किसी समाज म॑ जब एक झानार संहिता उस समाज के सदस्यों 
पारस्पारिक”संबर्धो को नियंत्रित करोड ह दूसरी आचारः 

7 ‘ 


संहिता वाहरी लोगों के संबंधों को, तो इस प्रकार की 


नैतिक a > xy व्यवस्था 
1 ad कहते हैं | ps! 
thnic 
e नृजाति विषयक 
एस समूहा के समुदाय से संवंधित जिनकी सांस्कृतिक विशेषताएँ 
समान हों । 
ic grou fe 
ethnic group Ta समूह, नृजातीय समूह 


सामान्य सांस्कृतिक परंपराओं तथा एकता की भावना से प्रेरित 
समूह जो बड़े समाज के उपसमूह की तरह होता हे । नजाति समह 
के सदस्य कुछ सांस्कृतिक विशेषताओं की दृष्टि से समाज के दसरे 
सदस्या स Met हात हे । एसे समूह की ग्रपनी भाषा, धर्म और 
कुछ विशिष्ट रीति-रिवाज हो सकते हैं । ऐसे समूहों की सबसे 
महत्वपूर्ण विशेषता इनमें परस्पर अपनत्व की भावना और एकता है। 


ethnocentric नृजाति केन्द्रित, सजाति केन्द्रित 


अपनी जाति अथवा सामाजिक समूह को संस्कृति का केंद्र मानने 
की प्रवृत्ति । ` 


ethnocentrism नजाति केंद्रवाद, संजाति केंद्रवाद 


एक भावात्मक ग्रभिवृत्ति जिसके .अनुसार व्यक्ति. अपने समूह, 
प्रजाति श्रथवा समाज को दसरे प्रजातीय भ्रथवा सांस्कृतिक तत्वों से 
श्रेष्ठ समझता? . है और बाहरी व्यक्तियों तथा उनके रीतिःरिवाजों को 
अपने सांस्कृतिक मानकों से परखता एवं हीत समझता है । 


. CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


112 
ethnography नृजाति वर्णन, संजाति वत्त 
नविज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत संस्क्ति-विशेष का 
7 किया जाता है । ऐसे अध्ययत विशेषकर आदिम 


वर्णनात्मक ग्रध्ययत से ३ 
se SE 
अथवा प्राकसाक्षर समाजों में किए जाते ह । 


ethno history amfa इतिहास 
पुरातात्विक ग्रवशेषों के आधार पर संस्कृतियों के विकास का 

ग्रध्ययत | 
ethnologist नृजाति वेज्ञानिक 


नृजाति विज्ञान का विशेषज्ञ । 


ethnology नृजाति विज्ञान 
अमरीका, यूरोप महाद्वीप तथा कभी-कभी इंग्लैंड में सामाजिक 
नृविज्ञान के लिए प्रयुक्त शब्द । इसमें मुख्यतः सामाजिक नविज्ञान 
की उन विचारधाराग्रों का उल्लेख होता है जो संस्कृति प्रसार के 
ऐतिहासिक विश्लेषण से संबंधित है । इसमें शारीरिक नविज्ञान 
a प्रागैतिहासिक पुरातत्व भी सम्मिलित रहते हैं, क्योंकि घे 
ऐतिह A सहायता देते हें । इस प्रकार नृजाति विज्ञान 

म संस्कृतियों का वैज्ञानिक एवं तुलनात्मक श्रध्ययत किया जाता है | 


ethnos & 
संजाति समूह 


Mera तथा प्रजाति भावना से आवद्ध लोगों का समूह । ये बंधन 
TR के सदस्यों द्वारा अनजाने में स्वीकार कर लिए जाते हैं । 


ethology 
जीव पारिस्थितिकी 


जीव व्यवहार का वैज्ञानिक mema | 
ethos 
fe aah am E लोक स्वभाव, ईयॉस 
जो किसी समह हाल SS, विशवास, मानक या आ्रादर्श 
९, TR, जन ग्रथवा विचारधारा में श्रंतनिहित होते 
हैं War वह भावना जो समाज-विशेष के विचारों, रीति TE 
क्रियाग्रो को ग्रभिप्रेरित करती है, Saia दर मल ee 
एक समह को | ९ स्थाम कहलाती ॥है | इनके द्वारा 
हह का दूसरे समूह से DF पहचाना जाता है । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luckno ५ | 


RRR 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
113 


etiological tale 
एक लघुकथा जो मुख्यतः कार्यकरण रोती हेतुकथा 
मूलक ह 


जीवन की किसी विशेषता का वर्णन च हे। इसमें on 
sgala.) S 
evil eye 
~ कुछ लोगो कुदृष्टि 
ga (विश्वास कि कुछ लागा eres व्यक्ति wo 
है ke हानि d 
सकती है । हानि पहुंचा 
exogamous marriage 


एक सामाजिक नियम जिसके ग्रनसार व्यक्ति उस 
विवाह नहीं कर सकता जिसका वह स्वयं सदस्य है । 


exogamy 
बहिविवाह प्रथा 
श्रपन कुल या समूह से बाहर विवाह करने की प्रथा । 


समूह में 


exorcism भूतापसारण, झाड़फंक 
दस म्‌ , झाड 
जादू तथा HARAR द्वारा भूताविष्ट व्यक्तियों के अंतर से दुष्ट 
प्रतात्मा्रो तथा WaT को दूर करने का उपचार । ये प्रेतात्माएं 

~ 5 e 5 

राग ET A दुष्टतापुर्ण व्यवहार का कारण मानी जाती हैँ । 


expiation r ‘ प्रायश्चित, पापशोधन 
दोषमुक्त होने के लिए अपनी इच्छा से ऐसा दुःख भोगना जो 
उस दोष के दंडस्वरूप भोगना चाहिए था । 


explicit culture प्रकट संस्कृति, सुव्यक्त संस्कृति 

संस्कृति के वे पक्ष जिनसे समाज के सव सदस्य पूर्ण रूप से 

अवगत होते हैं तथा जो प्रत्यक्ष रूप में देखे जा सकते हैं | सुव्यक्त 

संस्कृति में उचित तथा अनुचित, व्यवहार के विशिष्ट संरूप, प्रौद्योगिकी 

तथा संस्कृति के समस्त दूसरे सुपरिचित मानक सम्मिलित होते हैं। 
इसको प्रकट संस्कृति भी कहा जाता है । 


extended burial विस्तीणं शवाधान. 
शवाध्वाच जिसमें शव को पूरी लंबाई में पीठ के बल लिटाया 
जाता है । 


| CC-O. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


114 

तृत VTE 
extended family Be जम घत च 
दो या अधिक मूल परिवारों से र बना परिवार जो 
पति-पत्नी के संबंध के विस्तार की अपेक्षा माता-पिता और उनके 
बच्चों के संबंध के विस्तार पर आधारित होता है । अर्थात्‌ ऐसे 

ब ग 
परिवार में विवाहित व्यक्ति का परिवार अ्रपने माता-पिता के परिवार 

के साथ संयुक्त होता है । 

exuvial magic ae a 
संक्रामक जादू का एक प्रकार जिसमें शरीर के छिन्न अंग जैसे करे 
हुए नाखून, वाल इत्यादि के द्वारा अभिचार कर जादूगर उस व्यक्ति 


पर जादू का प्रभाव डालता हले 
देखें contagious magic भी । 


F 
fabricator विरचक, विरचक उपकरण 
एक चकमक उपकरण जिसका प्रयोग दाव शल्कन में किया 

जाता है । 
facetted butt फलकितकंदा, फलकित समंत 


एक शल्क जिसका प्रहार पट्ट एक कच्छप-क्रोड का अतिप्रवण 
सिरा होता है तथा प्रारंभिक शल्क क्षतचिह्नों द्वारा रेखित होता है। 
familiar spirit सिद्ध प्रेत 
अलौकिक अनुचर जो किसी पुरुष अथवा स्त्री को व्यक्तिगत 
खूप से उत्प्रेरित करता है तथा उसकी रक्षा करता है । 
familism : 
कुटुंबवाद, परिवारवाद 
एक i जिसमें 
ne एक सामाजिक संरूप जिसमें परिवार तथा पारिवारिक एकता, परंपरा 
एवं सामाजिक प्रस्थिति को समाज में व्यक्तिगत अधिकारों तथा 
अभिरुचियों से ग्रधिक i है 
a महत्वपुणे माना जाता हे । 
family 
तर ल परिवार 
सामा है जिसकी प्राथरि मवतां 
सळ E के समूह है जिसकी प्राथमिक विशेषताएं 
» श्राथिक सहयोग, संतानो A 
एग, सतानोत्पत्ति ग्रौर समाजीकरण 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


SN 


Ne 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
115 


के | परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों ही वर्गों के 
हैं जिनमें से कम-से-कम दो में समाज रा स्वीकृत ऐसे वयस्क रहते 
हैं और इनके प्रजनित अथवा गोद लिए बच्चे ति यौन संवंध होते 
परिवार के विभिन्न स्वरूप होते जिनमें मल aa 

संयुक्त परिवार तथा विस्तृत परिवार Re जैविक परिवार. 


S 


l 
family of orientation 


वह परिवार जिसमें व्यक्ति जन्म लेता > तथा जिसमें 
संस्कृतिकरण होता है । ९ तथा जिसमें उसका 


family of procreation 
प्रजनन परिवार 
वह॒परिवार जिसकी रचना 
व्यक्ति के विवाहोपरांत होती F 


fanaticism धर्माधता, मतांधता, कट्टरता, दुराग्रह 
किसी विषय, भावना या विचारधारा .के प्रति ्रत्यधिक लगाव 

उत्साह, या उसके पक्ष में अनियंत्रित एवं ग्रसंयत दृष्टिकोण TA 

व्यवहार जो किसी भी प्रकार के तर्क तथा विवेक की a 

उल्लंघन कर गया हो । RP 


fatherland 
पितृभूमि, स्वदेश 


1. व्यक्ति की जन्मभूमि या देश जिसके 
सके प्रति 
निष्ठा रखता हे वह अपनी 


2. पिता अथवा पूर्वजों की जन्म भमि । 


father right पित श्रधिकार 


= एक प्रकार कौ सामाजिक व्यवस्था जिसकी विशेषताएं daa 
श पतृक सत्ता तथा पैतृक वंशानगत उत्तराधिकार होती हैं । 


father sib ae कुल 
पैतृक वशानुक्रम पर आधारित कूल । 


go ‘Patrilineage 
feast 
भोज 


pectin अथवा औपचारिक भोज । ये धामिक श्रमुष्ठानों से 
at Sat के भाग होते हैं । इनका आयोजन बहुधा जीवनयात्रा 


| CC-O. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
116 


के सामाजिक संस्कारों जसे जन्म; दीक्षा, विवाह, अंत्येष्टि आदि के 
अवसरों पर किया जाता है । 


feast for the dead सृतक भोज 


ag भोज जिसे व्यक्ति के मरणोपरांत उसके संबंधी आयोजित 
करते हैं । ऐसे भोज मृत्यु के बाद तत्काल अथवा नियतकाल के बाद 
दिए जाते हैं । इन भोजों का उदेश्य मृत को भोजन कराना, उसके 
लिए सुख-शांति की कामना करना, उसके साथ भोजन कर उससे 
निकट संवंध स्थापित करना तथा उसके प्रेत का उपशमन करन" 


होता है । 
फाई 
माईक्रोनेशिया के यप द्वीप के मूल निवासियों में प्रचलित पत्थर 
के चपटे चक्राकार सिक्के । इनका प्रयोग इनके निर्माण स्थल कौ 


ment सुदूरवासी जनजातियों में साधारण मुद्रा के रूप में किया 
जाता था । इन चक्रों के आकार के अनुरूप ही इनका मल्य 


निर्धारित किया जाता था । 


fei 


feral man वन्य मानव 


वह व्यक्ति जिनका पालन-पोषण मानव-समाज के एकदम बाहर पशग्रों 
के द्वारा किया गया हो । 
Fertile Crescent फरटाइल क्रीसेन्ट 
निम्न मेसोपोटामिया तथा मित्र में लगभग 1000 ई० Jo 
सबसे उन्नत धनुषाकार भूखंड | 
fertility al उवंरताकल्प, उर्वरता पंथ 
ऐसे विधिविधान एवं धर्मानृष्टान जिनके द्वारा वनस्पति, पशुग्रो 


तथा मानव का उत्पादन क्षमता को सुनिश्चित करने और बढाने की 
कामना को जाती है ! 


fertility rites a k 
उवरता धमकृत्य 


Pr पदार्थों एवं मानव की प्रजनन क्षमता BI बढ़ाने के लिए 
धार्मिक श्रनुष्ठानों का ग्रनपालन | i 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luckno v 


I 


RR 


Digitized by Sarayu Foundation, irust, Delhi and eGangotri 


fetish फीरिश 
> £ = Teo वः जि = ` तात्मांग्रों , देवक देवौ 

कोई ऐसी वस्तु जिसमें प्रेतात्माग्रो का हिर न , देवी 

ऐसी वस्तुओं को आनुष्ठानिक महत्व दिया जाता ees जाए | 

पजा की जाती हे । € शार उनकी 


fetishism = 
पिक ie पुजा 
एक afas विशवास जिसके भनुसार जड़ एवं भोतिक i 
में matter शक्ति को प्रतिष्ठा naar जीव am Ñ का पी 

> | जब इन्हें है > हो 
है । जब इन्हें इस भावना से पूजा जाता है तो इन दन 
हीटिश श्रौर इस विश्वास को फीटिशवाद ae | वस्तुओं को 

` Q 

feud कुलबैर 
परिवारों अथवा कुलों के बीच चिरकाल तक चलने वाले संघर्ष 
जिनमें रक्तपात ग्रथवा ग्रन्य प्रकार की क्षति का प्रतिशोध लेने के लिए 
एक दूसरे पर आक्रमण किया जाता है | 


field method क्षेत्र पडति 
क्षेत्र-कार्य की समस्या तथा व्यापक वैज्ञानिक सिद्धांतों के अध्ययन 
के लिए नृवैज्ञानिक द्वारा प्रयुक्त सुनियोजित उपागम | 
100 study क्षेत्र ग्रध्ययन 
एक प्रकार का अनुसंधान जिसमें अन्वेषक व्यक्तियों का ग्रध्ययन 
किसी प्रयोगशाला के कृत्रिम वातावरण में न कर जीवन के सामान्य 
परिवेश में करता है । नृविन्नान में इस प्रकार के ग्रध्ययन के लिए 
विभिन्ने प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है । 
field work क्षेत्र कार्य 
विभिन्‍न प्रविधियों के अनुप्रयोग द्वारा नृवैज्ञानिक ग्राधार सामग्री 
का संग्रह करने के लिए किया गया क्षेत्र कार्य । 
figurine लघुमति, alant 
मानव, पशु अथवा पक्षी का उत्कोणित श्रथवा ढला हुश्रा लघु 
प्रतिरूप ।,, 
1 CHD/77—9 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
118 

वंशानुक्रम, वंशानुक्रमण 

filiation 


; ss 
माता-पिता का अपनी संतान से संबंध 


शीर्ष पट्टिका 


एक कम चौड़ी (सकरी) पट्टी जो शीर्षे पर श्राभूषण की तरह 
पहनी जाती है । यह पट्टी विशेषकर पंखों को एक साथ सिलकर अथवा 
प 


कपडे पर चिपका कर बनाई जाती है । 


fillet 


अग्नि बरमा 
fire drill 


अग्नि उत्पन्न करने की एक आदिम युक्ति जिसमें लकड़ी की 
os को दोनों हाथों से AAT प्रत्यंचा में लपेट कर अथवा रस्सी में 
मथनी की तरह लपेट कर तीब्रता से घुमाया जाता है । घुमाते समय 
इस os का तिचला सिरा दूसरी लकड़ी के टुकड़े पर बने छेद में 
दबाकर रखा जाता है । इस प्रकार घर्षण के द्वारा बुरादे में अग्नि 


प्रज्वलित होती है । 


fired ware पके भांड 


ऐसे मुद्भांड जिन्हें कठोर बनाने, रंग चढ़ाने अथवा काचन 
क्रिया के लिए ad में उच्च ताप पर पकाया गया हो । 
fire hunting अग्नि आखेट 
जंगलों के कुछ भागों को जला कर पशुओं का शिकार करने की 
विधि । इस प्रकार के आखेट में पशु आग से आकर्षित होकर अग्नि 
के समीप AT जाते हैं तथा धुएं की घुटन में दम तोड़ देते हैं । 
fire piston afia पिस्टन 


ह o सहसा वायु को दबाकर ऊष्मा उत्पन्न करके आग जलाने का एक 
यंत्र | यह्‌ क्रिया खोखले सिलेंडर में पिस्टन के संचलन द्वारा की जाती है । 


fire plough aia हल 
र अग्नि उत्पन्न करने के काम आने वाला यंत्र । इसमें एक लकड़ी 
Ri Be को एक पट्ट में आगे तथा पीछे जल्दी-जल्दी खींचा जाता है 
थषण उत्पन्न होता है तथा वरादा डे । घर्षण 
Soy बुरादा बनता हे । घर्षण 
ऊष्मा से बुरादा आग पकड़ लेता है । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luckno N 


mal CSAJ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
“119 


fire saw श्ररिनि ग्रारी 
मलेशिया में भ्रग्नि उत्पन्न करने का एक यंत्र । इसमें 
बांस के एक खंड को दूसरे खंड पर ग्रारे की br 


रगड़ कर चलाया जाता है 1जससे वुरादा नीचे SR 


गिरता 
घषण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण आग, पकड लेता 3 l oa 
fire stone चकमक पत्थर 


आग उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त पाइराइट पत्थर । 


कप afa पुजा 
बहुत से श्राद्य समाजों में afer को पवित्र एवं पूज्य माना जाता 
है । वढुदेववादी श्रग्नि के विभिन्न रूपों में देवत्व को प्रतिष्ठा करके 
उसकी पूजा करते थे । कुछ समूह अग्नि को सदेव प्रज्वलित रखते 


हें । अग्नि का प्रयोग आहुति, प्राकख्यापन तथा अग्निपरीक्षा के लिए 
व्यापक रूप से किया जाता हे । 


ती वर्तन पकाना 
मृद्भांडों को ग्राग में पकाने की प्रक्रिया | 


firstling Rt 


मानव या पशु को पहली संतान । बहुधा इस शःद का प्रयोग 
मानव अथवा घरेलू पशुओं की प्रथम संतान के लिए किया जाता है 
जिसकी बलि दी जाती है । 


fish-scale flaking मत्स्य शल्कन 


दाब शल्कन जो विशेष शल्की रूप देता है । यह प्राय: ईस्टएन्गलिया 
में पुवे धातु युग के चकमक उपकरणों में पाया गया है । इसमें बड़े- 
बड़े प्राथमिक wen न निकालकर द्वितीय शल्कन (रिटचिंग) का 
बारीक कार्य होता था और इसीलिए प्रस्तर हथौड़े के स्थान पर 
लकड़ी, हड्डी या हाथीदांत आदि के विशेष प्रकार के eats काम में 
लाए जाते. थे । इस प्रविधि से बने शल्क चूंकि मत्स्य शल्क-ज से 
दिखते थे, इसलिए इसे मत्स्य शल्कन कहा गया | 


_ (०-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


RR 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
120 


बंसी कांरा 

fish hook z 
मछली पकड़ने का कांटा । 

सत्स्य जाल 

तरंडों तथा भारों अथवा ग्रवलंवित ग्रंडाकार ढांचे से लगे जाल 

जो मछली पकड़ने के काम ग्राते हैं । मत्स्यजाल विभिन्न प्रकार के 

होते हैं | 

flagellation 

ऐमे ग्रानुष्ठानिक कशाघात जो व्यक्ति की कृच्छ परीक्षा अ्रथवा 

दुष्ट आत्माओ्रों या प्रेतों को भगाने के लिए किया जाता है । यह 

स्वपीडन तथा धामिक कर्मकांडों के अनुपालन के लिए भी किया जाता 


~ 


है । यह प्रथा प्यूवलो इंडियन, ईसाइयों तथा शिया मुसलमानों में 


भी मिलती है । 
flail फ्लेल, कंडनी, श्रनाज GEA की सांटी 


fish net 


कशा घात 


अनाज को वाली से अलग करने का उपकरण । इसमें एक 
लकड़ी की मूठ होती है जिसके एक सिरे पर लकड़ी का छोटा तथा 
मजबूत टुकड़ा इस प्रकार लटका होता है कि वह स्वतन्त्र रूप से 


शूलता रह । इसे घुमाने से ग्रनाज वालियों से अलग हो जाता है । 


flake wen 
Ç 
ou प्रस्तर (क्रोड) में से आघात aan दाव प्रविधि द्वारा 
ह es. । इस प्रकार से निकाले गये शल्क तथा क्रोड दोनों पर 
एट चिह्न ते हैं से इसको > 
ae K रह जाते हैं जिससे इसको सरलता से पहचाना जा 
00१0 मानव द्वारा बनाया गया हे । शल्को से विभिन्न 
उपकरण बताये ते हें जिनसे à 
वनाय जा सकते हैं जिन्हें शलक उपकरण कहते हैं । 


Q 
f flake culture 
शल्क संस्कृति 
वह सस्कृति जिसकी विशे 3 s 
जत्या ह ॥ पता चकमक के Ua शल्क उप- 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


PR 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
121 


flake tool 
पाषाण युग का एक उपकरण ee acts शल्क उपकरण 
कर वनाया जाता था । "तके प्रस्तर से तोड 


flanged celt 

कोरदार सेल्ट फ्लेग्ड सेल्ट 
किनारों पर कोर होती है । 
वनाती हे | 


ऐसा सेल्ट जिसकी दोनों सतहों के E= 
यह कोर उपकरण को लंबाई में मजवत 


flat celt 
चपटी सेल्ट 


धातु को वनी सेल्ट जिसकी दोनों सतहें चपटी तथा किनारे 


लगभग समांतर होते हैं । 
flexed burial Rare 
[चित शवाधान 


का भुजाओं या पैरों श्रथवा 
छाटा कर दिया जाता है 


एक प्रकार का शवाधान जिसमें शव क॑ 
इन दोनों को मोड़कर शव का आकार 
इससे उसे दफनाने में सुविधा होती है । 
flint 
चकमक 
खड़िया तथा चूने पत्थर में पाया जाने वाला एक कठोर परंत 
भगुर पत्थर । रासायनिक रूप से यह स्फटिक (ववार्टज) है परंतू 


सूक्ष्म क्रिस्टलीय होने के कारण यह उससे भिन्न होता है । इसकी 
सुक्ष्म क्रिस्टलीयता के कारण इसे किसी भी दिशा में सुगमता से 
Wert करके अपेक्षित रूप दिया जा सकता है । यह व्यापक रूप से 


ताया जाता हैं और जहां भी यह उपलब्ध था, वहां धातु-उपकरण 
वनने से पूर्व यह अनेक उपकरण बनाने के काम आता था ।. 
flint and pyrite method फ्लिन्ट प(इराईट विधि 
अग्नि प्रज्वलित करने की वह विधि जिसमें चिंगारी उत्पन्न 
रने ` ~ Si ~ हों ह 
करने के लिये लौह पाइराइट को चकमक पत्थर पर मारते हैं। इस 
प्रकार से उत्पन्न हुई चिगारियों से ईधन में आग लग जाती है । 
flint saw चकमक शारी 
` एक उपकरण जिसमें चकमक का दो या तीन इंच लंबा टुकड़ा 
काष्ठ फलेक के खांचे में लगा होता है । इस प्रकार के बहुतस्से 
उपकरण स्विट्जरलैंड के सरोवर वास के ्रवशेषों के बीच पाएं गए हैं । 


| ~ CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


122 
float तरंड, प्लवः 
oe हल्के पदार्थ से बना , 
1. एक प्रकार का यात जी हैं होने के 
कारण तैरता रहता है। नील नदा के उत्तरी क्षेत्र में तरंड पपीरस 
अथवा अमवाश के लक्ठों को एक साथ बांध कर बनाया जाता है। 
तरंड का उपयोग प्रवाह के प्रतिकूल ग्रथवा लंबी यात्रा के लिये 


आसानी से नहीं किया जा सकता । तरंड को AST भी कहते हैं । 


». मत्स्य आखेट का एक उपकरण जो चारे को एक विशिष्ट 
गहराई पर रखता है और मछुए को इस वात का संकेत देता है कि 
उसके चारे में मछली फंस गई है या नहीं । 


fluting J फ्लूटिग 
उत्तर पृरापापाण काल की शल्कन विधि, जिसमें लंबे, संकीर्ण, 
छिछले, समानांतर पक्षीय शल्क उतारे जाते थे । 


folk लोक, जन 
सजातीय सामाजिक समूह के जनवृंद जिन से उक्त समूह की 
सांस्कृतिक विशिष्टताएं निश्चित होती हैं और जो अपनी सभ्यता, 
रीतिरिवाज, कला, शिल्प, दंतकथाग्रों, परंपराओं तथा अंधविश्वासों 
को पीढ़ी-दर-पीढ़ी कायम रखते हैं । 


folk-art लोक कला 


समूह विशेष की पारंपरिक प्रारू्पीय अनामिक कला जो 
सामुदायिक जीवन की अभिव्यक्ति होती है । लोककला शास्त्रीय, 


आत्मचतनात्मक विश्वजनीन अभिव्यक्ति से भिन्न होती है । 


folk-culture तक सं 
लोक संस्कृ 


छोटे 
जिनके E i Fe एव लगभग आत्मनिर्भर मानव समदाय 
k के सवध प्रत्यः x 
son ee a अक्ष होते हैं । इनकी प्रौद्योगिकी तथा 
आयु के आधार होता है तथा श्रम विभाजन केवल लिंग और 
७ शात इ मागतोय संबंधों मेव्यधत् का 


स्थान विशेष होता 3 
की भावनाग्रों की pone रनम धर्म सामाजिक संस्वीकृति तथा समुदायः 
आभव्यक्ति का प्रमुख माध्यम होता है । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luckno 


5 


RRR, 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


123 
folk-dance 

ऐसे नत्य जिः ; : लोक 
ऐसे नृत्य जिनका प्रारंभ कर्मकांड की तरह TRY नृत्य 
जो ग्रागे चलकर देश को विशिष्टता बन जाते हें। ये पीट हल 
धर्म-निरपेक्ष होते जाते हैं । 1-दर-पीढ़ी 
ee लोक वार्ता, लोक गाथा, लोक ज्ञान 
लोक वार्ता से तात्पर्य अलिखित साहित्य अथवा पारंपरिक कथाग्रों 
से है जो लोक कथाओ्रों, मंत्रोच्चार, लोकोक्तियों हिमा 
’ ट्‌ h A 


प्रार्थनाश्नो आदि में व्यक्त होता है । इस शब्द का प्रयोग उस 
नुवैज्ञानिक शाखा को भी निर्दिष्ट करता है जो इस प्रकार की सामग्री 
का श्रध्ययन किसी नृजाति वृत्त सामग्री की तरह करता है । 

Qe 


folk society 
लोक समाज 


छोटा प्रशिक्षित समाज जिसकी सांस्कृतिक परंपराएं एक-जैसी 
होती हैं और जो धर्मनिरपेक्ष या लौकिक न होकर धर्मोन्मख होता 
है । ऐसे समाज में अपूर्व एकता एवं सामूहिक समेकता पाई जाती 
> 

l 
Q 


folk song लोक गीत 
किसी क्षेत्र अथवा देश के जनसाधारण का परंपरागत गीत 

जो उनकी विशिष्ट संस्कृति का अंग होता है । 
folkways (-mores) लोक रीति 
सीखा गया ऐसा व्यवहार जो किसी जन में सबंसामान्य रूप 


से प्रचलित होता है । 


Folsom culture फॉलसम संस्कृति 


उत्तरी श्रमरीका की प्रागैतिहासिक ग्राखेट संस्कृति जिसका 
क्षेत्र उत्तर में कनाडा से लेकर दक्षिण में न्यूमेक्‍्सिको तक तथा 
पूर्व में रॉकी पर्वत मालाग्रों से लेकर पश्चिमी सीमा तक फैला था। 
इस संस्कृति की प्रमुख विशेषता चकमक की नुकीली पत्नाकार वेधनी 
थी । 


| CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
124 


Sree 
food gatherer fae है कै य सग्राहूक 
अपना जीवन निर्वाह आखेट, मछली पकड़ कर 


वह समूह जो श्रप ao 
कर करते हें । 


तथा वन्य खाय पदार्थों का संग्रहे क 
foot plough पेरहल, टाकला 


(=taclla) 
खेती का एक विकसित रूप जा परु के इंडियनों द्वारा प्रयक्‍्त 
किया जाता है । इसमें तीचे पैर रख कर चलाने के लिये पटला 


तथा हाथ साधने के लिये हत्या हाता g जिससे इसे ज़मीन में 
ग्रासानी से गडा कर खुदाई का जाता @ | 


forefather पुज, पुरखा 


वंशानुक्रम में ग्रपने से बहुत पुरानी पीढ़ी के लोग । 


fructi 


fossilization जीवाश्मीभवन, जीवाश्मन 
जीवाश्मित होने की प्रक्रिया अथवा जीवाश्‍्मित हो जाना | : 
ग्र 
foster father पालक पिता, पोषक पिता q 
वह पूरुष जो feat wea व्यक्ति की संतान का पालन-पोषण funct 
पिता की तरह करता है । ऱ्य 

foundation sacrifice नींव बलि, आधार बलि 

J 
tes शान युग की एक प्रथा जिसमें किसी व्यक्ति को मार कर स 
ey शव को बलि के रूप में इमारत की नींव में रखा जाता था। श्र 
त वह इमारत का संरक्षी प्रेत बन जाता था । इस कार्य के वि 
शेष रूप से खरीदे 
खरोदे हुए बच्चे की बलि दी जाती थी । णु 
fractional burial 
an आंशिक शवाधान funera] 
शवाधान जिसमें शरीर > x zi as 

दफ़वाया जाता है । 0. वल एक अंगे, जैसे, सिर 

fraternal joint family fusion 
é ¢ भ्रातृक संयुक्त 

_ नहे संयुक्त परिवार जिसमें 5 A PND स परिवार 
हों । ल भाईयों के परिवार सम्मिलित सं 
तथ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


125 
f king 
ree 19 ae 
ज्या शल्कन जिसमें श्राघ = शल्कन 
ऐसा शल TA आधात करने वाला कु 
एस रन वाला उपकरण चकमक पर 


प्रहार कर शक्ति कम होने से पूवं ही सीधा हवा में उठ as 


4 ~ A तेज aT ` a गता है। 
रष्कृत एवं तेज धा शल्क aes ह्‌ 
इससे परिष्कृत ए र वाल शल्क तैयार होते हैँ । 


ee unions x 

; ऐसा. सहवास जिसके लिये विवा क सहा 
y do ` Ç वाट के {धन जप हे 

विस 7 विवाह के बंधन में बंधना जरूरी 

नहीं होता | | 


fructiyorous 
ructivor X फलाहारी, aus 
प्र्न वा अन्य कोई ग्राहार न लेकर केवल फल खाने A 

प्राणी । : 
fructional imperative प्रकाय भ्रनिवार्यता 


समाज Ss छो > बड़े 3 a `~ 2 2 
स्‌ क॑ छाट-वड़ सभा समूहा को सामाजिक प्रणाली को 


जीवित रखने के लिये प्रकाथिक श्रावश्यकताएँ | इनमें पर्यावरण से 
्रनुकूलन, समाज के सदस्यों के वीच वैयक्तिक संबंधों के संयोजन के 
aet तथा संघष व तनाव को नियंत्रित करने की विधियां सम्मिलित हैं) 
functi onalism प्रकार्यवाद हे 

1, प्रकाय की संकल्पना पर आधारित सिद्धांत । 

2. संस्कृति का एक सिद्धांत जो किसी संस्कृति संकुल अथवा 
सामाजिक प्रणाली की अ्रभिरचना तथा संस्थाग्रों के ग्रंतर्सबंध तथा 
अ्रत्योन्यता की व्याख्या करता है और इस वात पर बल देता है 
कि इन संरूपों की परस्पर ग्रंतराक्रिया द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक 
एकता या जैव सामाजिक ग्रावश्यकताओं की पूर्ति होती है । 

funeral अंत्येष्टि 
मृत का अ्रंतिम संस्कार करने के अनुष्ठान। 
fusion of culture संस्कृति-संलयन 
दो या अधिक संस्कृतियों के एक हो जाने की प्रक्रिया जिसमें 
धित संस्कृतियों के कुछ विशेषकों का प्रतिरक्षण, कुछ का रूपांतरण 
गया कुछ का नये विशेषकों द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है । 


| 00-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


p by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


126 
G 
gable तिकोना, निकोणिका का 
उसास हो छाजनो या ओलती से छत को मगरी तक का 
sai SESE भाग | 
gemeinschaft ग्रमाइनशाफ्ट बंधुताबद्ध- 


समाज, बंधु भावना 

एक समुदाय अथवा पारंपरिक या SHES समाज की संकल्पना | 

ट्योनीस के अनुसार गेमाइनशाफ्ट प्राकृतिक इच्छाशक्ति' पर आधारित 

समूह है, अर्थात्‌ ऐसा समूह निर्माण करने में सदस्यों का मुख्य उद्देश्य 
एक दूसरे के साथ संबंध होता होता है । 


genealogical method वंशावली पद्धति, वंशावली प्रणालो 
नृविज्ञान की सामग्री संकलित करने की एक प्रविधि जिसमें 
वंश-वृक्षो को वंशावली सारणी में संकलित किया जाता है । इस 
पद्धति के द्वारा विशेषकर बंधुत्व प्रणाली, बंधुत्व शब्दावली, उत्तरा- 
धिकार, विरासत तथा विवाह के नियम आदि से संबंधित सामग्री 
एकत्रित की जाती है । 


generation पीढी 
लगभग एक ही समय में जन्म तथा जीवन-यापन करने वाले, 
लोग एक पीढी की संरचना करते हैं । 


genetic grou 3 
2s आनुवंशिक समू ह्‌, जननिक समूह 


एसे व्यक्तियों का समूह जो किसी न किसी रूप में सामात्य 
aa से संबंधित होते ह । एसे समूह में कोई भी बाहरी 
$ a विवाह, दत्तक ग्रहण अथवा अन्य किसी प्रकार से लाया 
था हो, सम्मिलित नहीं होता । 


genna 
गन्ना 


पागा तथा भारत के ; 
निषेध के लिये उत्तर-पूव की कुछ, अन्य जनजातियों में 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luckn 


sem 


geoma 


geront‘ 


az 


gesells 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


127 
gnc जाति-सं 
D वो -संहार = 
का प्रजातीय अथवा सांस्क्र समूह aro » जन-संहार 
संकल्पित एवं व्यवस्थित कार्यवाही । करने के लिये 
का र 
gens रि 
z- 1. रोमन समाज के अन्तर्गत पैतक वं न SR 
के [रों का जिसके ad ox ° > ही वंशमल 
ना के परिवारों का गोत्र सके सभी सदस्यों का एक हो. au 
Ti होता था Are जो अपने सह-पूर्वज की पूजा करने के ‘fra Fi 
रेत होते थे । Rag 
i 2. पैतृक वंशानुक्रम का बंधु वग जो एकान्वयिक तथा वहिविवाही 
होता है । इसे पितृवंशीय गोत्र कहते हैं । zs 
ली 


genuflection 
जानुनमन 


में (=genuflexion) 

स धार्मिक ग्रनुष्ठानों में एक अथवा दोनों घटने उल लनी ठी 
if क्रिया । © ण 

it 


eochronology तेयिकी 
g gy भूतैथिकी 


, पृथ्वी के समय की माप के लिये प्रयुक्त एक सामान्य शब्द । 
इसका निर्धारण पृथ्वी के भौतिक परिवर्तनो के आधार पर किया 
जाता हे । 


geomanc 
ही y Mite प्राक्ख्यापन 


रेखाग्रों श्रथवा ग्राकृतियों के अध्ययन द्वारा प्रावख्यापन । 
serontocracy agda 


प्रशासन का एक प्रकार frat राजनीतिक सत्ता समुदाय के 
वृद्ध जनों में निहित होती है । 
gesellschaft संघ, गेजेलशाफ्ट 


एसा” समूह जो विवेकपूर्ण संकल्पना पर ग्राधारित हो तथा 
जिसके सदस्यों” के कुछ विशेष उद्देश्य या लक्ष्य हों-संघ कहलाता 
© जैसे कोई समाज, संस्थान अथवा धर्मनिरपेक्ष समाज । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


f by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


128 
ghost candel रेत ज्योति 
झव के पास जलाई जाने वाली ज्योति जिसे दुष्ट आत्माओं 


को दर रखने के लिये जलाते हैं । 


प्रेतकल्प, प्रेत पुजा 
वे धामिक aa तथा कर्मकाण्ड जिन्हें मृत व्यक्तियों के 
प्रेतों के प्रसादन ग्रथवा उन्हें दूर रखने के लिये किया जाता है । 


ghost cult 


gibber-gunyah frar गुनयाहू 
आश्रय के लिये आस्ट्रेलियाई जनजाति का एक शब्द | 


gill net गिल जाल 

नदी के मुहाने से विशेषकर कोलम्बिया नदी के मुहाने से 

सॉलमन मछली पकड़ने का जाल । इसमें एक वडी जाली लगी 
होती है जिसमें मछली सिर घुसाते ही फंस जाती है । 


gimlet बरसा, form 
_ लकड़ी पर काम करने का एक छोटा उपकरण जिसकी नोक 
TEN, दंड खांचेदार तथा मूठ दंड पर आड़ा होता है । यह छिद्र 
करने के काम आता है । 


glacial age a 
हिमनद युग, हिमानी युग 


अत्यत नूतन युग की अवस्था श्रथवा हिमनदीय यग । 
glacial boulder ह p 
हमनद-गोलाश्म 
गालाशम जो हिमनद के प्रवाह 


4 द्वारा अपने मल से 
चेला आया हो | क क्यात ee 


glacial epoch 


= हिसनद-युग 

ee, oy में प्राककम्त्रियरन से ग्रागे के 

2 भाग मे पृथ्वी का 2 s हिमनदियों 
i T इतना वडा भाग ह्‌ feat 

द्वारा नी डा भाग हिमन 

हारा आच्छादित था जितना ग्रव नहीं है । $ 


~ 


| 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luckn 


glac 


glaz 


goat 


go-be 


a 


Gold 


ou H 


FR, 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


129 
ति glaciation हिमावर्त 
- पृथ्वी का वह श्रवस्था जिसमें वह हिम es हिमनइन 
a ग्राच्छादित हो जाती है | । हिम नदियों से 
lazing काचन 
8 F na ? चमकाना ग्लेज करना 
गा उडव ताप “म॑ * मृदूभांङ परः विश १ ० ७ 
> 5 क्स a के 7 HS 
के सिलिका, लैंड ऑक्साइड अथवा लेप के प्रयोग दारा __.... के घोल, 
any शारा चमक लाने की विष्टि 
a | 
ooatta 
g प 8 गोग्रट्टा (लेप जाति के खेमे) 
ह्‌ यूरोप का उत्तरक्षुवीय जन-जाति द्वारा. प्रयक्त खेमा | 
go-between बिच वर 
हा स. es » बिचोलो 
= ae क्तियों aaar समूहों के वीच समझौता या लेन-दे 
मे कराने बाला व्यक्ति । जा छा 
Tt Golden stool म्ह 
A ~ z गोल्डन स्टल 
रफ्रीका में पश्चिमी घाना की अशांति जनजाति में लकड़ी क 
é स्टूल जो श्रांशिक रूप से स्वर्ण-मंडित होता है । ग्रशांति पा 
- इसे सत्ता का प्रतीक माना जाता हे । 


gorget : 
मनका भ्रलकरण, ग्रीवा त्राण 


` LAR, शुक्ति श्रथवा प्रस्तर की वस्तु जिसमे छेद होता 
हैं AR उसम धागा या डोरी डाल कर गले मे ग्राभषण की तरह 
पहना जाता है | à : 


2. War कवच का टुकड़ा । 
Goura (Gora) EES 
एक तत्ली-वायु वाद्य जो हाट्टेनटाट तथा वुशमैन जनों में 
Be जाता हं । इसमें एक नम्य बांस के दंड पर एंक चपटी 
जशा तथा खूंटी लगी होती है । तार वंशी से लेकर दंड के दूसरे सिरे 
तक जाता है जहां पर यह बंधा होता है । बंशी को दोनों होठों 
कै वॉव में रख कर फूंक मार कर बजाया जाता है । इसको 


उखाला भी कहते हैं । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
130 


शवाधि उपस्कर g 


grave furniture 


(=grave goods) अन्य समी 
सजावट की वस्तुएँ, शस्त्र, य तथा bal सभा ENR जो 

शव के साथ दफवाई जाती हैं । T हि RWC ते लिया 
can ee उ S उना कर 
का द्योतक होता है जिसका शव वहाँ दफनाया गया हो। 


gravyer Big उत्कीर्णक, टांको gro 
एक प्रागैतिहासिक चकमक उपकरण जो छीलने अथवा काटने के 
काम ता था । संभवतः यह छती का प्रथम FET हे । इसमें 
एक ast कत्तत धार होती है जो दंड HATT मूठ पर खांच बनाती 
है । इसमें कम-से-कम एक उत्कीर्णक क्षतचिह्ल होता है । sah 


Se व्यरिन भा रस 5 gro 
हैं । इन्हें ब्यूरिन भी कहते हैं। 


की दृष्टि से ग्रेवर के कई प्रकार होते 
grayer facet उत्कोर्णक क्षतचिह्न 
शल्क क्षतचिह्ल जो शल्क अथवा फलक को खड़ी अवस्था में 

पकड़कर इस स्थान पर उर्ध्वाधर ग्राधात के कारण बनता है । 


gua 


grave stone समाधि प्रस्तर 


(=tomb stone) 
समाधि पर लगा हुआ अथवा Saw समीय खड़ा किया गया 
प्रस्तर । इस पर बहुधा मुत को पहचानने तथा उसकी स्मृति बनाए 
रखने के लिये उसके वारे में कोई विवरण उत्कीणित किया जाता है । 


habii 


Gravettian culture ग्रेवेती संस्कृति 
at यूरोप की ्रौरिननेशी संस्कृति के वाद पुरापापाणकालीन विस्तृत 
संस्कृति जिसका नाम फ्रांस के ला ग्रेवेत स्थल के नाम पर पड़ा । 
इसका विशिष्ट उपकरण सीधे कुंठित पृष्ठ वाला संकुचित नुकीला 
फलक हे । 5 


ound morain 
E £ तलस्थ हिमोढ, तलस्थ मोरेन 


हिमनद के प्रत्यावर्तन के कारण तलभूमि « प्रकट हो जाने से 
निमित हिमोढ । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundatija@y Trust, Delhi and eGangotri 
group dynamics 


1. समूह गतिकी से तात्पर्य समूहों को गतिशीलता, समूहे गति 
शीलता का अध्ययन है ॥ इसके अन्तर्गत bei एवं कायं. 
समूह एव पर्यावरण म॑ अन्य समूहों के ग्रन्तः है भ्रन्तराक्रिया 
3 छोटे RS - संबंधों र 
संल्प के ग्राधार पर छोटे समूहों का sea स्त ग्रध्ययन के 

oe या जाता है 

5 ९7 पर म व्यवहार-के अना > 
group solidarity FT ग्रध्ययन | 
सामूहिक or का समाकलन जो सामाजिक = समूह समेकता 
aaar शवि के फलस्वरूप समथ-विशेष पर g SER भ्राकषणों 
ग्रन्तराक्रिया की अभिव्यक्ति होता है । मूह के सदस्यों में 


growth ring 


समय वीतने के साथ वृक्षों के तने भे वह ३ डि वतय 
विशेष प्रकार की परतें जिनके ग्रध्य< ; वलय के रूप में 
र AST द्वारा वक्ष की aA री 

ऽ" का आयु आंकी जाती है। 


| 


guardian Spirit . 
ना अधिष्ठातृ 
किसी व्यक्ति, समूह या ग्राम की संरक्षी देवी । TAS 


H 


habitat 
आवास 


1. एक भोगोलिक क्षेत्र जहां कोई 
ई जीव निवास कै 
कोई पौधा विकसित होता है PATRAS गा 


Q 
2. किसी स्थान का प्राकृतिक परिवेश जहां व 
र कतिक परिवेश जहां मानव समह 
N हां मानव समूह निवास 
hache 
_ क्त हाशे 
a कार शीर्ष वाला चकमक उपकरण जिसका निर्माण ट्रांश 
a द हुआ । हाशे जर्मनी तथा स्केन्डिनेविया के भागों में प्राप्त 
था। 


halak 
हलाक 


सेमांग के शमन | 


| CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


FR 


Digitized by Sarayu Foundation gist, Delhi and eGangotri 


halberd परश 
पूर्व कांस्य युग का एक त्रिभुजीय खंजर जो दंड के एक है 
पर समकोण की स्थिति में लगा होता है । इसका फलक सह 


उपकरण का BET 
समरूप नहीं होता । इस प्रकार के उ भव संभवतः 
पुतंगाल अथवा स्पेन म gal ud 


half brother सोतेला भाई 


ऐसे भाई जिनकी एक ही माता पर पिता भिन्न हों त 
हो पर माता भिन्न हो । 


लवण (शकुनं विचार) प्राक्ख्यापन 


एक ही पिता 


halomancy 
(=alomancy) 
आग में नमक फेंके कर तथा ज्वाला के अध्ययन द्वारा प्राख्यापन 


करने की प्रविधि । 


hand adze हस्त बसुला 
सेल्ट के ग्राकार का एक प्रागैतिहासिक प्रस्तर उपकरण जिसकी 


एक सतह चपटी तथा दूसरी वक्र होती है । इसकी करत्तनधार 
वसूले की तरह होती है । 
hand axe मुष्टिकुठार, हस्तकुठार 
एक प्रागैतिहासिक प्रस्तर उपकरण जो ब्विमुखीय क्रोड का 
होता है । इसका एक सिरा तेज़ काटने के लिये तथा दूसरा गोल 
हाथ से पकड़ने के लिये होता है । 
harpoon 
हारपून 


कटोला प्रक्षेपण ग्रस्व जो मछली तथा सम॒ट्री पशग्रों के शिकार 
के लिये प्रयुक्त होता है । इसका शीर्ष चपटा, त्रिभुजाकार 
तया वियोज्य होता है । 


harpoon thrower anga प्रक्षेपणी 


हारपून फेंकने का शस्त्र | ड 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luckno | 


FR 


hei 


heli 


FR 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


head hunting 


श्रादिम जनजातियों में प्रचलित शीर्ष m मुंड श्राखेट 
आधार धामिक और सामाजिक होता है । इसमें दे 
के लिये धामिक अनुष्ठानों में तथा समाज 3 दवतां को प्रसन्न करने 
प्रतिष्ठा की स्थापना के लिये प्रतिपक्षी जनों के शीषं 
aan के wt मे मंडों का = मति एवा 
वि ती JST का संग्रहण किया जाता > T 
प्रथा नरबलि, नरभक्षण एवं उर्वरता कल्प से संबद्ध है LRU 
दक्षिणी तथा पश्चिमी ग्रफ्रीका तथा भारत के उत्तरी : गम 
i q 


नागा जनजातियों में यह प्रथा प्रचलित थी । ai 
heir-loom 
r M कुलागत संपत्ति 
संपत्ति का वह भाग जो किसी कानन विशेष प्रथा, वसी. 
गून, , वसीयत 


ग्रथवा समझौते के अनुसार उत्तराधिकार का अभिन्न अंग समझ 
जाता हे; ग्रतः इसे उत्तराधिकार के साथ प्राप्त किया जाता a 
। 


heliocentric theory TOY 
केंद्रित सिद्धांत 


1. ब्रिटिश विसरणवादियों की संस्कृति प्रसार (परिबर्तन) की परि 
कल्पना जो मिस्र के मूलभूत सिद्धांत का प्रतिपादन करती है । 
इसके अनुसार विश्व कौ बहुत-सी विकसित संस्कृतियो का आ 
सौर पाषाण विशेषक हैं | इस सिद्धांत का प्रतिपादन जी० इलियट 
स्मिथ तथा डब्ल्यू० जे० पैरी ने किया था । ग्रब यह्‌ सिद्धांत सर्वमान्य 
नहीं है । इसके श्रनुसार संस्कृति ग्रादान संस्कृति परिवर्तन की 
एकमात्र प्रणाली थी । 


2. किसी समाज या उपसमाज में. सामाजिक संबंधों के नियमों 
का स्वरूप जो amq, उत्तराधिकार, amf, विवाहेतर यौन 
संबंध तथा आवास आदि का नियंत्रण कर समाज में व्यक्तियों तथा 


समूहों की समव्यक्तता तथा विवाह के बंधनों से dag प्रस्थिति को 
निर्धारित करता है । 


he 7 
णा यकृत. शकुन विचार 


वध किये गये पशुओं के यक्त के ग्रध्ययन द्वारा भविष्य कथन 
करना । 


! CHD/76—10 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu ust, Delhi and eGangotri 


herding र पशुपालन 
quai को पालने का काय । हे 
घटकोणोय करड 
का गंफित करंड जिसमें बुनते समय बाने को श्र 


एक प्रकार क Sa 
या खड़ा त रख कर तीन p बुना जाता है । इससे 


. वुना हुआ नमूना षटकोणीय होता है 


hieroglyphic characters चित्रलिपि, 
fra की प्राचीन चित्र लेखन शेली जो पहले सामान्य रूप TA 
प्रचलित थी तथा बाद में केवल धामिक लेखन के लिये प्रयुक्त होने लगी | 


hexagonal basketry 


high god (primeval) अ्रधिदेवता 
एक सर्वोच्च दैवी शक्ति जो विशेषकर आदिम लोगों के धर्म 
से संबंधित है। 
hinge fracture कोर विभंजन 
क्रोड से शल्क उतारने को विधि जिसमें शल्क के कोर का भाग 
गोल ग्रथवा लहरदार होता है जोकि सामान्य शल्क की तेज कर्तन 
धार के विपरीत है। 


hoe TE कुदाल, हो 

/ अत जातनं का एक उपकरण जिसका फलक हत्ये के साथ समकोण 

की स्थिति में लगा होता है। आदिम कृषि का यह सबसे महत्वपूर्ण 
उपकरण है। इस उपकरण का उद्भव नवपाषाण युग से gar | 

Holocene epoch ‘a 

होलीसीन युग, नूतनतम युग 


A “TT 25000 वर्ष पुर्व, सबसे बाद का प्राणी काल जिसकी 
शेषता होमोसेपिएन्स का विकास 3 


horde 


illeg 


समाज व्यवस्था का श्रोदु, झुंड 

जो विशिष्ट निर्धारित क्षेत्रों a प्राथमिक रूप। यायावरों का वह यूथ 
का विशेषाधिकार आखंट करने अथवः पशुओं को चराने 
एर रखते हे बहुधा ये क्षेत्र उनके घूमने की सीमा होते zl 


N 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luckno 


MR, _ 


Qe 


| Digitized by Sarayu Foundation Just, Delhi and eGangotri 


hunting economy 


ग्राखेट द्वारा जीवन-निर्वाह को ce os या 
hypergamy 
ऐसा विवाह जो उच्च वर्ण (जाति) 
की स्त्री में हो। 
hypogamy 
वह विवाह जिसमें पुरुष निम्न वर्ण का औरस one 
। हो। 


S अनुलोम विवाह 
कै पुरुष तथा निम्न वर्ण (जाति) 


Ice age 


दे० ‘Pleistocene epoch,’ हिम युग 


ichthyomancy ` मत्स्यांत्र 
Men hut प्राक्ण्यापन 
मछली की अंतड़ियों के संकेतों से करने 
; ता से प्राकख्यापन करने की fafa | 
idolatry af 
de तमापूजा 
किसी भी भौतिक वस्तु को ई 
ग भी म “तु को ईश्वर का रूप मानकर उपासना 
करना---विशेषकर इश्वर को मूर्ति का आकार देकर उसकी पुजा करना | 
18100 इग्ल 
ज इग्लू (एस्किमो हिमकोटर) 
उत्तरी श्रमेरिका (एलास्का, ग्रीनलैंड) तथा कनाडा के एस्किमो 
के हिमकुटीर जो बहुधा गोल गुंबदाकार होते हैं। एस्किमो भाषा 
में 'इगलू' का अर्थ किसी भी पशु अथवा मानव का आश्रय है। 
iglulik इगललिक 
कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली स्लेज। 
illegitimacy ग्रधमंजला 
समाज अथवा कानून की दृष्टि में अवैध होने की अवस्था। 
जारज अथवा अवैध होना। 
imitative magic . श्रनुकारी जादू 
एक THR का जादू जो इस विश्वास पर धारित होता है कि 
किसी वस्तु अथवा व्यक्ति पर उसके प्रतीकों के माध्यम से भी जादू 


| CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundatiopsfrust, Delhi and eGangotri 


feat जा सकता. है, अर्थात्‌ यदि उस प्रतीक पर कोई जाद 
जाता है तो उसका प्रभाव लक्षित वस्तु या व्यक्ति पर पड़ता है। 


incantation i 
कोई विशेष प्रभावकारी शक्ति प्राप्त करने तथा उसको प्रभाव: है 

कारी रूप देने के लिए किन्हीं विशेष वाक्यांशों का उच्चारण र 
गान। ऐसा विश्वास है कि मंत्र के शब्दों में जादुई शक्ति होती 
जिससे वांछित अभिचार पूर्ण होता है। बहुधा सम्मोहन अथवा भत 
अपसारण के लिए मंदों का प्रयोग किया जाता है। शत 


incarnation अवतार 
? अ्रवतरणः 
यह विश्‍वास कि ईश्वर या अन्य कोई देवता मनष्य ग्रथ 
पशु का शरीर धारण कर कुछ समय के लिए प्रकट होता > i: 
उस रूप में पूरा जीवन विताता है । — ` 


incest 
अ्रगस्यगसन s श्रजाचार 
एस स्री-पुरुष के बीच यौन अ्रथवा वैवाहिक संबंध जिनमें परस्पर 
वास्तविक, काल्पनिक अथवा कृद्तिम वंधत्व के संबंध हों। 
S ` Q 


क . : 
indirect descent s 
a अप्रत्यक्ष वंशानक्रम 
शान क्रेम की पद्धति जिसके चे अपने मां R 
sal EG ATA बच्चे अपने मां या पिता 
है टोः ie से संवंधित न होकर पितामह ( दादा) के टोटमी 
कुल से संबंधित रहते हे । न्य ir 
informant 
if k सूचक, सूचना दाता in 
वह व्यक्ति जो सुचना देता है। 
infra human 
गदा ०6० आ ` अवमानवीय 
पणी as a गे में मानव से पूर्व के मानवसम - 
णो और विशेषताओं पे 
CS बनावट, गुणों और में मानव के समान न हों | int 
a mi विरासत, वंशागति 
l a ` अथवा वैयक्तिक सं 
उत्तराधिकारिये ia ao के संपत्ति का उसके 
> हैण। वंशागति में तामाज के संपत्ति inte 


N के नियम अन्तनिहित होते हैं 
प 61 


CC-O. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


RR, _ 


RR 


| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


५137 र 
कियाः i 
है inhumation 
मृतक को दफनाना । mana 
मंत्र itiation 
भाव initia 
- भोगणेश, दी 
a 1- आरभ, स्थापना अथवा उद्भव m a दोक्षण, प्रारंभ 
हे प्रक्रिया । क्रिया अथवा 
$ ष्ठान तथा 
भत 2. वह अनुष्ठान तथा कठिन परीक्षा जिसके 
समुदाय में युवक को औपचारिक रूप से st: 5 OR याता 
रण किया जाता है। * % खम में प्रतिष्ठापित 
थवा initiation rites 
E a d दोक्षा संस्कार 
एक प्रस्थिति स दुसरी प्रस्थिति में प्रवेश से संबंधित 
समारोह या संस्कार, जैसे किसी धर्मेसंप्रदाय शिक्षाक्षेत OE 
u समाज का सदस्य बनते समय विशेष व्रत नियमों तः TR 
= का अनुपालन | PSU एल 
institationalisation 
d R संस्थापन 
= L सस्थागत होने का गुण अथवा अवस्था | 
ता 2. सस्थागत होने की क्रिया ग्रथवा परिणाम । 
it integration 
ee é समाकलन, एकोकरण 
i go ‘cultural integration.’ 
t interaction अंतराक्रिया fi 
, परस्पर क्रिया, 
अन्योन्यक्रिया 
a 3 वह्‌ प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत एक सत्व की क्रिया दुसरे सत्व 
कोई क्रिया अ्रथवा परिवर्तन उत्पन्न करती है। 


interglaci श्रंतहिमावर्ती, ग्रंतराहिमनदीय 
EEREN , भ्रंतराहिमनदीय 


हिमावर्तन कालों के बीच का श्रपेक्षाकृत गर्म ग्रथवा शुष्क जल- 
वाग का काल। 


int : > आ ete 
er pluvial period अंतरा-्रा् काल 
सुदीर्घं वृष्टिपात काल के बीच का अपेक्षाकृत शुष्क काल। 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation, hist, Delhi and eGangotri 


[piutak culture इप्टॉक 
उत्तरी पश्चिमी एस्किमो की प्राचीन संस्कृति जिसके ह. 
नवपाषाण य॒गीन प्रस्तर तथा उत्कोणित अस्थि उपकरण पाद मे 

T 
ग्रलास्का के समीप प्राप्त हुए है। यह संस्कृति संभवत: “aa 
की प्राचीनतम संस्कृति है जिसका विकास प्रथम सहस्त्राब्दि के ma 
भे 


में हुआ था। 


isolation fi 
न:सगता. विलगन 


एक समूह का अपने-जसे दुसरे समूहों में पृथक्‌ रहना मद 
किसी व्यक्ति का उस समह से अलग-थलग रहना जिसका व 
त्र 

सदस्य है, रौर उसके किसी भी सुव्यवस्थित क्रियाकलाप में मुग 


न लेना । 
P K 
jettatore 
कुदृष्ट 
किसी व्यक्ति की ऐसी दृष्टि जि ः 
सम दुसरो का अनिष्ट ने 
शक्ति हो। 2 
jettatura र 
(=evil eye) n 
किसी का ग्रनिष्ट 
करने के उद्देश्य से जाद या मं ñ 
Ah मंत्र का प्रयोग | Kai 
i संयुक्त कुटुंब 
द० “extended family.’ k 
joking relationship i 
र परिहास संबंध 
दो ` a प 
धर विधियों के वीच सामाजिक रूप में 
रीति। कुछ संबंधियों के वी e दा 
7 “घे थे संबंध पारस्परिक होते हैं तथा 
होते 
९ । य संबंधी आपस में मिलने पर 
kett 


ऐके दूसरे को खिजाते 
ज्‌ 
ते और हुंसीमजाक करते हैं । कभी-कभी ये 


we थवा ग्रपमान 
जनके होते हैं पर इनका वरा नहीं 


माना जाता। i 
ग्रौर ह पह संबंध वैवाहिक संबंधिया में ही ग्रधिक 
ग्रपरिहाय होता है। 


CC-O. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. [५०७10 


te = 


| Digitized by Sarayu Foundation क Delhi and eGangotri 


संस्कृति junior Jevirate देवर विवाह 
m एक सामाजिक नियम जिसमें छोटा a (विवाह) भ्रधिकार 
: विवाह करने के घ्या हो वन माई 
प तवा विधवा से ह करने के लिए बा होता है। a) 
स्कि junket ii भोज 
Me m 2. करंडपाश, टोकरी R 
1. एक उत्सव संबंधी सामाजिक भोज | हो 
ती 2. करंड या बेंत-तंतुओं से निमित मछली 
पं f N पकड़ने का जाल | 
थवा usprimal noctis प्रथम रात्रि 
= = म रात्रि ग्रधिकार 
A नववधू के साथ प्रथम रात्रि को संभोग करने pE 
z करने का श्रधिकार। 
भाग 
K 
Katcina 
: 4 कचीना 
प्ररिज्ोना ait तथा अन्य प्यूब्लो इंडियनों द्वारा धामि 
a अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाने वाला मुखौटा, लघुमति अ्रथवा En 
z वस्तु । कचीना धारण करने वाले पुरुष ग्रलौकिक व्यक्तियों 
ai प्रतिनिधित्व करते हें तथा उन्हे ele 
af त्व करते हैं त हे बहुधा मृतात्मा समझा जाता है। ये 
l य मानव के मिथक पुर्वज हैं और ऐसा विश्वास है कि ये शीतकाल 
में ay पर अवतरित होते हैं तथा शेष समय ये प्रेत लोक में व्यतीत 
करते हैं, उनका ANAR तथा प्रस्थान विशेष समारोहों का ग्रवसर होता है। 
Katta , - 
काटा 
i काटा 


आस्ट्रेलिया का एक आदिम खनन उपकरण | 
keeled round scraper निधरणाकार गोल क्षरक 
मध्य ग्रौरिगनेशी युग में छाते के आकार का एक छोटा गोल 
Ue जिसके मध्य शिखर को अपखंडित किया जाता था । इसकी 
वाहरी धारे तीक्ष्ण होती थीं और इससे संभवतः सामान्य क्षुरण का 
कार्य किया जाता था। 
kettle drum नगाडा, नक्कारा 
पील तथा तांबे के ढांचे पर ia HERT बनाया गया 
TRTI इसभें नीचे की ओर खूटियां होती हैं जिन्हें कस कर स्वर 
भिलाया जाता है। इसका वादन चोब की जोड़ी से किया जाता है। 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


3 by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


140 
आ्रापाक 
kiln fired क पक्व 
ग्रावे में पकाए गए AAAS | 
kin ज्ञाति, बंधु, स्वजन 
ऐसे संबंधी जितके पुर्वज एक ही gl. 
kin community ज्ञाति समुदाय, स्वजन समुदाय 
जब कोई स्थानीय समुदाय जाति समूह के रूप में संगठित हो, 
तो उसे ज्ञाति समुदाय कहा जा सकता है। 
kindred ज्ञाति बंधु, बिरादरी, संबंधी 
उभवपक्षीब वंशानुक्रम पर आधारित निकट स्वजनों का समूह 
जिसे किसी केन्द्र व्यक्ति (Ego) के संदर्भ में ही निर्दिष्ट किया जाता है। 


kin group स्वजन समूह 
बंधुत्व से mae सामाजिक समूह । उदाहरणार्थं, मूल परिवार 
एक स्वजन समूह होता है। 


kinsfolk स्वजन, ज्ञातिबंध 
एक ही स्वजन समूह के लोग! 


kinship बंधुता, बंधुत्व, सगोत्रता 
1. बंधुता जैविक संबंधों की सामाजिक मान्यता है। 


2. बंधुता जैविक प्रसंग में सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति है। 


x 3. समरक्तीय AR वैवाहिक संबंधों की सामाजिक मान्यता और 
अभिव्यक्ति का बधुता कहते हैं। इसमें काल्पनिक और वास्तविक 
हा के वंशावलिक रिश्तों 

दोनों ही प्रकार के वंशावलिक रिश्तों पर आधारित तथा समाज 

द्वारा स्वीकृत संबंध सम्मिलित होते हैं। | 

kinship system i Ti 
e EA बंधुता प्रण 
Saat को वह संरचित प्रणाली जिसमें व्यक्ति एक दूसरे के 


साथ विवाह तथा बंधता नेकों 
युता के ग्रनेकों जटिल तथा? अ्रन्तग्रंथित बंधनों 
दरारा mes होते हैं। तथा ग्रन्तग्रंथित बंधनों 


~ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luckno' 


k 


ki 


kras 


ee 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
141 
tq kinship terminology 
वह शब्दावली जो वैवाहिक या mE बंधुत्व शब्दावली 
सामाजिक संबंधों का बोध कराती है । Iai पर ग्राधारित 


{itchen-midden 
मध्यमाषाण युगा तथा उसके बाद alee किचिन-मिडन, घ्रा 
So ही ' अवशिष्ट कडे के ३+ „^ 

ले, जो आदिम मानव के. वास स्थल फळ दा 


ट विशेष a a के परिचायक x 
कर सा था तियां ' हैं। इन घरों 
में विशेषकर सीपियां तथा हस्तक मिलती हैं। `" ay 


kinship group 


Zo ‘kin group’ 
kiva 
दक्षिणी पश्चिमी ग्रमरीका की होपी जाति में केवल पुरुषों किवा 
2 र्‌ 
किए जाने वाले धामिक कृत्यो, सम्मेलनों तथा विश्राम के लिए षों द्वारा 
गया भूमिगत समारोह कक्ष | ? बनाया 
knife blade 
gå फलक, चाक फ 
के आकार ड कू फलक 
: ae कार का प्रस्तर उपकरण जिसका एक सिरा या शक 
कनति “णक सिर धार वाले हों। पूव गौरिगनेशी यग के गरदी तथा 
शेतलपिरोन इसी वर्ग के उपकरण ži ` 


| 
| 


kraal 
क्राल 


in दक्षिणी अफ्रीका में काफिर (aig) तथां हॉट्टेनटॉट आदि 
सः के ग्राम अथवा पशुओं के वाडे जिसमें भेड़ आदि मवेशी 
रखे जाते हैं। 
kula ring कुला चक्र 
ठो F मेलिनेशियाई ताक Saad 
है ट्रोब्रियेंड हीपसमूह के ई लोगों की आशिक प्रणाली 
क. पॅक वस्तु विनिमय । इसके अंतर्गत वस्तुओं का विनिमय 
चत भागीदारों के बीच एक aa में होता है। 


kulturkreis° 


व कूलट्रक्राइस 
र्‌ नृविज्ञान की एक विचारधारा जो जर्मन॑-प्रॉस्ट्रियाई संस्कृति 
तहास संप्रदाय से संबंधित है। यह संप्रदाय अनेक सांस्कृतिक विशेषक 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
142 
समहों ग्रथवा कुलट्रक्राइस को विश्व संस्कृतियों के वर्गीकरण es 
आधार मानता है। ऐसा मानते हैं कि प्रत्येक कूलटुरक्राइस का उद्भव 
संसार के विभिन्न क्षेत्रों में कालिक क्रम में हुआ है। 
1. क्वाकोउट्ल 


kwakiutul 
2. क्वाकोउट्ल भाषा 


उत्तर वॉनक्वर द्वीप में रहने वाली एक उत्तरी अमरीकी जनजाति | 


L 
laa net निलंबित जाल 
सोलोमन ट्रीप का एक मत्स्य-जाल। 
labret प्रधरिका, श्रोष्ठ-प्राभरण 
> निचले श्रोष्ठ में पहना जाने वाला एक काष्ठ का लंबा आभरण | 


Jake dwelling सरोवरवास, सरोवर वासस्थान, झीलघर 
जल की सतह पर स्तंभों को गाड़कर बनाया गया आवास । 


Jampadomancy दीपशिखाप्राक्ख्यापन 


दीपक की लौ को देखकर भविष्यकथन करने की विधि। 


lance 
भाला, कुंत 
लब हत्ये तथा तेज नोकदार शीर्ष वाला एक शस्त्र । law 


lar 
लार, गृहदेवता 


ee प्राचीन खम का एक अधिष्ठाता देवता ग्रथवा आत्मा जो विशिष्ट 
L 4 सवद्ध था । यह परिकल्पना की जाती थी कि लार उपकारी 
qa aan अथवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों की मृतआत्माओं का - 
समकक्षी है। S 


lasso f 
८ लासो 


ni T फंदा जो भागते हए शिकार को फंसाने के 'लिए फेंका जाता 
है ऽस स्तम्भ से भी बांधा जा सकता है। | 


lean 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luckno 


ee 


Digitized by Sarayu Founga ay Trust, Delhi and eGangotri 
: 143 
La Tene epoch Susantra 


यूरोप में सन्‌ 500 ईसवी पूर्व से 
यग अथवा उससे संवंधित। 


Ba लातेन युग 
थम इसवी तक का लोह 


latent function 
ii श्रव्यक्त क्रिया = 
एक प्रकायिक संबंध जो न.तो ग्रभोष्ट a os क काप 
है AR न श्रभिज्ञात । 


Jaw 
समाज में व्यक्ति के व्यवहार निर्देशन के हेतु gi 
नियम श्रथवा श्रधिनियम जिनका पालन करना उस समान स = 
के लिए श्रावश्यक माना जाता है। उक्त समाज प्राकृतिक ~ 
सकता है, राजनीतिक-प्रशासनिक भी। पहले प्रकार के os 
विधि सामान्यतः धर्म पर आधारित होती है और saath 
अनुज्ञा प्राप्त होती है। दूसरे प्रकार के समाजों में कोई दर 
: संगठन, परिषद्‌ aaar ae विधि का निर्माणः करती है । इस 
कार्य मे समाज को प्रचलित रीतियों को ही fats का ल ह 
जाता हैं अथवा समाज सुधार के उद्देश्य से भी नए प्रकार की विधि 
का विधान किया जा सकता है । दोनों ही प्रकार के समाजों में 
कुछ सामान्य विशेषक होते हैं, जैसे विधि के पालन पर जोर देना. 
नियमों को मनवाने के लिए व्यवस्था एवं दंडविधान तथा वैधानिक 
नियमों का श्र्थ और आशय बताने और उसको व्यवहार में लाने 
के लिए निर्धारित न्यायिक पद्धति । 


law of primogeniture ज्येष्ठाधिकार नियम 


ak नियम जिसके अनुसार ज्येष्ठ ga या संतान या उत्तराधिकारी 
को दायप्राप्ति में एकमात्र अथवा श्रधिमान्य ग्रधिकार होता है । 


] 
ean to aire 


ऑस्ट्रेलिया के कुछ आदिम समूहों तथा ब्रन्य लोगों का ग्राश्रय स्थल । 
यह किसी स्थान को शाखाओं तथा पत्तियों से ढक कर बनाया जाता है। 


lecanomanc9 जलपात्र प्राकख्यापन 
जल से भरे पात्र में कोई वस्तु फेंककर उससे वने बिब अथवा 
उससे उत्पन्न ध्वनि का अर्थ समझ कर प्राकख्यापन करने की विधि । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


g by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
144 
पुरावृत्त, दंतकथा, संकेतिका. jin 


ऐसी कहानी जो प्रतीत से चली ग्रा रहा हो, विशेषकर वह 
कथा जो प्राचीन परंपरा से प्राप्त हुई हो तथा सामान्यतया 
ऐतिहासिक मानी जाती हो, यद्यपि उसे पुर्णरूप से प्रमाणित किया 


जा सकता हो। 


legend 


Jeister नेजा, मत्स्य श्‌ल 


1. वह मत्स्य भाला जो पहले कांसे का बनाया जाता था, 

बाद में लोहे का बनने लगा था । इसमें तीन या अधिक कांटे होते line 
थे। j 

2. चार वाहुग्नों तथा कम-से-कम चार कांटों वाला मत्स्य शूल | 

!Levalloisian culture लवाल्वाई संस्कृति 

एक संस्कृति परम्परा जिसमें उत्तर ऐश्यूली तथा पूर्व मोस्तारी 

संस्कृति मिली होती है तथा जिसकी विशेषता चपटे चकमक अशमपिड 

से शल्कों को उतार कर प्रस्तर उपकरण निर्माण करने की प्रविधि है। 


i Jevirate लेविरेट 
लेविरेट में साधारणतया छोटा भाई बड़े भाई की मत्य कै 
उपरांत उसकी विधवा से विवाह करता है । 


Zo ‘Junior levirate’ भी । 

‘liana bridge वल्लरी सेतु 
F वल्लरी लता से करंड की तरह का ग्रंतग्रंथित सेतु । इसे सहारा 
देने के लिए किनारे पर अथवा जल के अन्दर स्तंभ तथा जंगला 
लगा होता है। 


Us 


loam 


fi 


गा 
ibation तर्पण ole 

देवी देवताओं पर चढ़ाई जाने वाली बलि पर तरल पदार्थ अपित 
केरना। जसे, जल, या मदिरा चढ़ाना। 


limande 
लिमांडे, ग्रंडाकार हस्तं कुठार 


ग्रंडाकार हस्त कुटार जो ag £ जसके ७ सिरे 
कोले होते है गण T ga चपटा होता है, जिसके र 
A R ध्यभाग सबसे मोटा होता हे 1 लिमांडे पूर्व 
रला काल का उपकरण है। 


As 


ON 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luckn 
बझ... 


ee 


Digitized by Sarayu Founda Trust, Delhi and eGangotri 
45 


Jineage 
1. St श्रथवा सहपुर्वज क्रे वंशजों a Jr 
रक्‍त संबंधियों का समूह । वंश का प्रधिष्ठाता ता एव एकपक्षीय- 
पौराणिक पात्र नहीं होता अपितु वास्तविक = काड काल्पनिक ग्रथवा- 
2. वंश एक सामाजिक समूह है जिसके पवित होता Ril 
ज्ञात सहपूवेज से एक ही अ्रन्वय रेखा . (मातृवंधीय सदस्य 
में निदिष्ट करते हैं। * "शाय अथवा पितृ 


वंशीय) 
Jineal 
इस शब्द का प्रयोग माता-पिता से सं | 
रेखा, उत्तराधिकार, अथवा वंशागति को नि आ 
जाता है। यह भिन्नशाखीय संबंधियों, जैसे ७... के लिए किया. 
के सहोदरों के वंशज से रेखांकन करने के वि i 
linear evolution 
संस्कृति विकास का एक सिद्धांत 


E जिसके ग्रन A 
का सांस्कृतिक विकास दुसरे समाजों एंसार प्रत्येक समाज 


के समांतर होगा। 


litter 
व्यक्ति को ले जाने की f; पालको 
| व्यक्ति को जाने को सवारी जिसे दो या ग्रधिक s 
जाते हैं। पालकी दो स्तंभों से जड़ा झूला ग्रथवा कुर्सी ' वाहक ले 
oY A सा भी हो सकती 


el यह बहुंगी के med से विकसित हई है। 
ए२ ह्‌ 
loam” . 
AR qma 
मृद्भांड की मिश्चित मृत्तिका जिसमें $ 
S > निक लौह, गैरिक ग्रथवा ae. 
मिला होता है । की लक 


lobola 


दक्षिणी ग्रफ्रीका की >x tT 
= 1 अफाका को जनजातियों में प्रचलित एक प्रथा जिसमें 
र वधू के पिता या स्वजनों को वधू प्राप्त करने के लिए मवेशी 
अथवा बकरियां ग्रादि शुल्क रूप में देता ži 


local exo 
gamy 
i स्थानीय बहिविवाह 


om F स्थानिक बहिविवाह 
सी स्थानीय क्षेत्र से बाहर के व्यक्ति से विवाह करना] 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


——————— 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
146 
qa पुराप्रस्तर युग 
भ का काल। इस काल के अवशेषों में 


पिभिकस तथा होमोइरेक्टस प्राप्त ee š 
खंडक प्ररूप बहुतायत से हैं । 


Jower Palaeolithic age 
पुराप्रस्तर युग के आर 
मानव के ma STAT 


तथा क्रोड उपकरण, हस्तकुठार तथा खं j 
Zo ‘palaeolithic age भी । 
i खंतो 
oy SIA 2 
स्तंभ गाड़ने के लिए गडा खोदने की wal जैसा Ale फलक 
का उपकरण। 


Ludlovian epoch Gn 
! यरोपी सिल्यूरी प्रविभाग का अथवा उससे संबधित काल खंड | 


ad चंद्राकार (उपकरण), 
लूनेट 


लडलोवी युग (इंगलेंड) 


linate (tool) 


प्रस्तर का ग्रर्धेचंद्राकार उपकरण | 


M 
सेकना 
दक्षिणी ग्रमरीका के इंडियतों द्वारा प्रयुक्त लकड़ी का शस्त्र अथवा कृषि 
उपकरण यह प्रायः चपटी गदा ग्रथवा तलवार के आकार का होता है | 

Magdalenian (culture) मग्दाली (संस्कृति) 
उत्तर पुरापाषाण काल में ्रधिकांशतः पश्चिमी यूरोप की संस्कृति । 
इसको विशेषता चकमक तथा afea उपकरण तथा हाथीदांत की 
नक्काशी के अलावा वह बहुरंगी चित्रकारी है जो दक्षिणी फ्रांस तथा 
उत्तरी स्पेन की गृफाश्रों में प्राप्त हुई है। उत्तर मग्दाली काल की 

विशेषता कंटीले हारपून हैं। 
magic जादू 
जादू उस विश्वास तथा कृत्य के संकुल को निर्दिष्ट करता है 
जिसके ग्राधार पर ग्रौर जिसके द्वारा व्यक्ति तथा समूह पर्यावरण को 
इस तरह से नियंत्रित करने का प्रयत्न करते हैं जिससे उन्हें लक्ष्य की 
प्राप्ति हो। इस प्रकार के नियंत्रणों की क्षमता ग्राजमाई हुई नहीं 
होती। कुछ मामलों में श्रानुभविक विज्ञान की विधि द्वारा उसका 
परीक्षण संभव नहीं होता। जादुई कृत्य का सार यह है कि वह 


macana 


Mat 


Digitized by Sarayu Foundatign Trust, Delhi and eGangotri i 


mat रूप से श्रपरीक्षित न ; 
नियंत्रण करने का एक प्रयास है। इसका we है तथा यह 
से श्रलग करता है तथा दूसरा धर्म दिक 1 पक्ष इसको fra 


Maglemosian (culture) i 
उत्तरी यूरोप की प्रथम मध्यपाषाण सकत क 
12... तर उपकरणं हेत दात सृक्ष्मपाषाण विशेषताएँ 
शलाग्र सम्मिलित हैं । उपकरण तथा ग 
mallet | 
एक घन जिसका शीषं बेलनाकार या वि मुंगरी, मुद्गर 
प्रथवा ग्रन्य किसी नरम पदार्थ का वना होता है । ढोलक्राकार लकड़ी 
maloca 
eet बडा छप्पर वाला डाल जिसमें बहुत से 
एक साथ रहते हैं। यह उष्णकटिबंधी दक्षिण ॐ afer 
वासियों के आवास का एक सामान्य नमूना है। _ आदि- 
mana 
| माना 


एक भ्रवैयक्तिक अलौकिक शक्ति जो वस्तुओं ग्रथवा व्यक्तियों में 

निहित होती है। पोलिनेशिया तथा मेलिनेशिया के आदिवासियों का 

इस अलौकिक शक्ति में विश्वास है। अतः जिस वस्तु अथवा व्यक्ति में 

णा ng जाती है उस वस्तु ग्रथवा पुरुष को भानायक्त' मान 

था यह AEN नियाई शब्द af 2 ~ 

लिया जाता है। र एक आशिया ब्द है। मेलिनेशिया भाषा में 

माना शब्द का ग्रर्थ विचित्र, शाश्चयजनक तथा अद्वितीय है। 

Manes पितर 
मृत व्यक्तियों की आत्माएं अथवा अधोलोक के देवता। 


Manifest funct; á 
t function प्रकट प्रकाय 


TAN प्राप्त मूल्य वाला प्रकार्यात्मक संबंध । यह विशिष्ट इकाई 
(व्यक्ति; उपसमूह्‌, सामाजिक ग्रथवा सांस्कृतिक प्रणाली) के उन 
उहश्यात्मक परिणामों को निर्दिष्ट करता है जो उसके समायोजन श्रथवा 
अनुकूलन में सहायक हों और इसलिए अभीष्ट हों । 


l- by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


145 
sa पितर पूजा 
man! 
मत मानवों की श्रात्मात्रो की पजा | 
मेनिट 
manitou E » 
ts कक शक्ति अथवा आध्यात्मिक शक्ति जो आआत्माश्रों, 
क्‌ अलाकिक ee ~ 3 
बागों तथा प्राकृतिक शक्तियों को बल प्रदान करती है। यह विश्वास 
| अलगानकियाई जनजातियों में प्रचलित है। 
i 
{| 
fi मेंटिस 
mantis मेटिस 


दक्षिणी अफ्रीका के वूशमैंतों का कीट-देवता जो हितकारी शक्तियों 


का प्रतीक है । 


manyatta सनयाटा 


कीनिया में क्राल को मनयाटा कहते हैं। 
margaritomancy मुक्‍ता शुकुन विचार 
सपाट सतह पर फेंके गए मोतियों की स्थिति के द्वारा भविष्य 
की घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान करने की कला | 
marginal area (cultural) सीमांत क्षेत्र, 
: (=lateral area) पाश्विक क्षेत्र (सांस्कृतिक) 
दो संस्कृति क्षेत्रों के सन्निकट का क्षेत्र जिसमें दोनों संस्कृतियों 
का मिश्रित रूप मिलता है। 


marginal acculturation उपांत परसंस्कृति ग्रहण, 
सीमांत परसंस्कृति ग्रहण 


परसंस्क्रतिग्रहण प्रक्रिया की वह स्थिति जिसमें सांस्कृतिक तत्वों 
का आदान-प्रदान दो संस्कृतियों की सीमाओं तक ही सीमित रहता है । 


maro (malo) मारो, मालो 
c 2 


पोलिनेशियाई पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला तापा (छाल वस्त्र) 
से बना कटिवस्त्र | 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 


149 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


marriage A $ ह > 
पुरुष तथा स्त्री sail ऐसा मान्यता प्राप्त संबंध inc वाह 
एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं ग्रो मे वे दोनों 
वाद जन्मी उनकी संतान दोनों की वैध संतान मार्न त जाग विवाह के 
Te 

Q; 


marriage by service . = 
॥ के में रे सेवा 

भावी श्वसुर के घर मे सेवा कर वध प्राप्त केरना | वाह्‌ 
marriage ritual | 

विवाह सस्कार 


i प्रौपचारिक AT lea सस्कार जिन्हें संपन्न कर परुष तथा 
स्त्री विवाह-सूत्र में बंध जाते हैं। 


niaterial culture 
भोतिक संस्कृति 
मनुष्य द्वारा निमित समस्त हस्तक्ृतियाँ जो प्रौद्योगिकी को देन 
हैं तथा जिनका वह अपनी आवश्यकताओं की पूति के लिए निर्माण 
करता है | 


matriarchal family मातृतंत्रात्मक परिवार 
q 7 
मातृतंत्रीय परिवार 


परिवार संगठन का एक प्रकार जिसमें मां परिवार की ate 
चारिक धान होती है और परिवार में उसी की सत्ता को प्रमुखता 
at जाती है। ऐसे परिवार मातृवंशानुक्रम के आधार पर संगठित 


होते हैं । 
matriarchate सत्री प्रधान व्यवस्था 
द्य सामाजिक संगठन की पूर्णतया प्रकल्पित प्रणाली जिसके 


अनः 5) < नैतिक l- स्त्रिय `~ 
TH समाज मे राज एवं पारिवारिक सत्ता पर स्त्रियों का 


| नियंत्रण रहता था । 
CHD/77—\ 4 


_ (०-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundatiopsdrust, Delhi and eGangotri 


matri-clan हए TMa 


matrilineal clan) पत्त्या स्त्री Gas ३ 

( p समूह जिसके सदस्य अपना अन्वय स्त्री पुर्वज के द्वारा 
ही रेखांकित करते हैं । 

matrilineage ieii 


वह स्वजन समूह जिसके सदस्य ज्ञात स्त्री पूर्वज के द्वारा हो 


अपना अन्वय रेखांकित करते हैं | 


matrilineal मातृक वंशानुक्रम, मातवंशी 
(=uterine descent) 
जहां सत्ता, दाय ग्रथवा वंशानुक्रम का प्रेषण केवल मातृ रेखा 


ही होता है। 


matrilineal kinship मातुवंशीय बंधत्व 
(=uterine kinship) $ 
बंधत्व जिसमें केवल मातपक्ष के द्वारा ही संबंध स्थापित किए जाते हैं। 


matripotestal मातृसत्ता 
गृह ग्रथवा परिवार जिसमें माता सत्ता का नियंत्रण करती हो। 


matronymic मातनामी 
मां अथवा दूसरे मातृ संबंधियों से व्यक्तिगत अथवा वंश का नाम 

प्राप्त करना | 
mattock गेती 


एक प्रकार की गती या कृषि उपकरण जिसका फलक चौड़ा 
होता है। यह निराई तथा खोदने के काम आता है। 
Maui 
साउई 


एक महान पौराणिक पोलिनेशियाई नायक जिसको समद्र के तल 
से द्वीप बनाने, सूर्य की गति को मंद करने तथा पथ्वी पर अग्नि 
लाने का श्रेय प्राप्त है। 


maupok huntin & 
5 माउपोक आखेट 


a साल मछली का आखेट करने के लिए एस्किमों जन ० में प्रचलित 
थे जिसमें बर्फ की सतह पर छिद्र कर दिए जाते हैं और ग्राखेटक 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


अजज... 


Digitized by Sarayu Foundafién Trust, Delhi and eGangotri y 


मछली की टोह में वहां प्रतीक्षा करता > 
पास श्वास लेने के लिए आती है और ड ot इन छिद्रो के 
शिकार करता है। ` a 


maximal lineage 
ऐसे संबंधियों का दृहत्तम समूह जो अपनी उत्पति महत्तम वंश 
vai Task ST सहपुर्वज 
medicine man 
परंपरागत समाज के विशिष्ट वर्ग के यक्त 
ग्रथवा प्रेतात्माओं को सहायता से उपचार करते A जादुई ग्रनुष्ठानों 
सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। i रः 
> S 
Fo go ‘Shaman’ भी 
megalith 
वृहृद्‌ आकार के अपरिष्कृत प्रस्तर खंड 
प्रकार के प्रागेतिहासिक स्मारकों के रूप मे; किया 


menhir 
प्रागैतिहासिक मूल के एकाश्म स्मारक जो बृहद, अ्रपरिषृत 
स्तंभाकार प्रस्तर खंड होते हैं। हद्‌, 


men’s house 
(club house) पुरुष गृह 


कुछ आदिम समाजों में प्राप्त एक पथक जिसमें 
= पथक्‌ आवास जिसमें के 
पुरुष रहते हैं। प समें केवल 


merbok मेरबोक 
मेरबोक 
उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में ्रानुष्ठानिक विनिमय की एक विधि। 
BR के द्वारा विनिमय की गई कुछ वस्तुएं दूर-दूर तक पहुंच 
ह) ह्‌ विनिमय विशिष्ट dq साथियों के बीच होता है। मेरवोक 
पाथा का होना मित्रता का द्योतक है। | 
mere 
मेरे 


a चपटे फलक वाली माओरी गदा जिसके तेज किनारे प्रस्तर, 
द्वैतास्थि भ्रथवा लकड़ी के बने होते हैं। यह युद्ध में भोंकने के 
Wa की तरह प्रयोग की जाती थी । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भे 
mescalero सकालिरो के लिरो 
1 अपाश PAA के यं 


अपाश जनजाति का एक नृत्य a i calla 
संस्कारो के लिए प्रमुखा तथा नेताओं 1 है। a 


नत्य को मुद्राए प्रभावशाला ली तथा नाटकाय हाता el 
$ > 


mesolithic culture मध्यपाषाण संस्कृति 

पुराप्रस्तर युग तथा नव प्रस्तर युग के मध्य का संक्रमण काल 

जिसकी विशिष्टता कुत्ते का सर्वप्रथम पालतू पशु के रूप में ग्राना 

धनष बाण तथा मृद्भांड का निर्माण थी। इस युग के चकमक 
उद्योगों में सुक्ष्मपाषाण उपकरण को बहुलता मिलती 


mia-mia मिआमिआ 
आस्ट्रेलिया की आदिमजातियों के अस्थायी कुटीर। 


Micoguian industry मिकॉकी उद्योग 

इंगलैंड तथा दक्षिणी फ्रांस की उत्तर ऐश्यूली संस्कृति के उद्योग जिनमें 

विशेष विकसित Mer उपकरण पाए जाते हैं। इस युग का विशेष उपकरण 

संकीणं नोक तथा पतली अनुप्रस्थ काट वाला द्विमुखी हस्त कुठार था। 

microlith सुक्ष्म पाषाण उपकरण, 

QANA उपकरण 

ल्डवल्ड' FA पुरानी दुनियां' के मध्य पाषाण यग का 

फलक अथवा छोटा उपकरण। यह सामान्यतः शल्क पर बना त्रिकोण 
थवा किसी दूसरे ज्यामितिक आकार का होता है। 


milpa 
3 सिल्पा 


मेक्सिको एवं मध्य अमरीका में पेड़ों को काट कर एवं जला कर. 


कृषि करने की विधि। मिल्पा माया शब्द है जो झूम कृषि के लिए 
प्रयुक्त किया-जाता है 


Mon 
1. -मोन 


2. मोनजन 
3. मोन वगं की भाषा 
1. उत्तर सालोमन की एक पट्ट कन्‌ | 


2. बम म पंग क प्रभावी मल निवासी 
3. मोन जन को भाषा | 


e 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


a ag ay 


Digitized by Sarayu Founda Trust, Delhi and eGangotri 
3 


monandry है ae 
ही क विवाह का एक एसी प्रथाजिसमाग स K 7 एक पतित्व प्रथा 
केवलं एक ही पति होता है । स्त्री का एक तो 
monaulos | 

एक आाचीन रोमन वाद्य यंत्र ॥ इसम एक रीड (क मोनोलोस 
हैं जो एक बड़े व्यास वाली नलिका के एक सिरे त TAU होती 
इस नलिका पर अंगुली रखने os हि जुडी होती है । 

> ; लिए वार fox होते हैं। 

monolatry | टी 
दूसरे देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार एकदेव पुजा 


3 ~ र्‌ करने भी के 
देवता की पूजा करना | पर भी केवल एक 


monoxylon 1 
Ce खात नौका 
.  वसूले तथा अग्नि की सहायता से वक्ष के तने से बनाई गई 
` नौका । प्राचीन नोकाश्रो में खात नौका का प्रयोग व्यापक रूप से होता 
था . $ इसका विकास CaN ` NON Mass 
था । सभवतः इसका विकास तैरते हुए वृक्षों के तनों को देख कर किया गया। 


moraine हिम Ne, मोरेन 
मोढ, मोरेन 
हिमनद प्रवाह द्वारा लाए गए मिट्टी, पत्थर, गोलाश्म अथवा 

wa अपरद के निक्षेप या संचित ढेर। 
mortuary magic ks शवाधि जादू 
कोई भी जादुई कर्मकांड जिनका उद्देश्य परलोक में मृत व्यक्ति 
के सोभाग्य को बनाए रखना 21 इस प्रकार का जादू प्राचीन मिस्र 

म कला तथा विज्ञान के रूप में विकसित gmi 

mortuary vessel -AA कलश 


शव की भस्म रखने के लिए प्रयुक्त पाव । 


mummification ममीकरण 


मृतक के शरीर कों सुरक्षित रखने के लिए प्राचीन मित्र में 
प्रचलित प्रविधि । ; Felt 


i 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
154 


1. प्रलेख 2. 


muniment जितके 
ऐसे दस्तावेज ग्रथवा प्रमाण-पत्र नके द्वारा व्यक्ति जागीर $ 


स्वामित्व की रक्षा कर सकता है अथवा विभिन्न अधिकारों र 
विशेषाधिकार के दावे को बनाए रख सकता है। पुष्टि पत में दस्तावेज 
तथा स्वामित्व पत्र सम्मिलित हैं। T 
musical bow वाद्य धनु, संगीत a 
एक प्रकार का धनु जिसका प्रयोग वाद्य संगीत में वाद्य को 
छेने या बजाने के लिए किया जाता है। यह वाद्य छड़ी को मोड क 
तथा दोनों सिरों को वालों ग्रथवा तंतं से बांध कर बनाया जाता > 
5 al 
mutilation विखंडन, अंगभंग, प्रंगच्छदन 
' सुन्दरता के लिए ग्रथवा प्रायश्चित, पद, परिवार, कौशल आदि 
के प्रतीक स्वरूप शरीर के किसी अंग को शल्य क्रिया द्वारा अथवा भौतिक 
रूप से परिवर्तित करने की प्रथा। 


0 
myomancy मूषक 


चूहों की गतिविधि देखकर प्राकख्यापन करने की एक विधि। 


mystery cult ; 
43 (=secret cult) "Sa 
रर कोई भी गुप्त पंथ जिसमें उपासकों को तब तक प्रवेश नहीं 
जव तक q संबंधित गुप्त संस्कार संपन्न नहीं कर लेते। इन 
Tan को गोपनीय रखना उपासकों के लिए अनिवार्य होता है। 
myth i 
उव ae a: | मिथक 
SEN अथवा के अंतर्गत अलौकिक ्रथवा 
Cn ae अत्यत ही प्रतीकात्मक वर्णन अथवा उससे 
लारा Ti निहित मज्ञा, तत्व-ज्ञान, ग्रंतःप्रेरणा ग्रथवा 
में - उल्लेख ` 
विहारिक AAR उल्लेख होता है तथा उन पर 


विचार किया जाता है। 
mythology 
e 
ज्ञान की वह श = मिथक विद्या 
“९ शाखा जिसमें मिथक अर्थात्‌ पौराणिक कथाग्रों का 


वर्णन होता है। 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 


O 


I, 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


155 
पत्र गप 
` के 
थेवा nanga 
वेज 1. फिजी द्वीप में एक गुप्त समाज जिसमें स्त्रियो नांगा 
जाता है । UST प्रवेश! दिया 

धनु प्रस्तर अहाता जिसके अंदर गप्त समाज 
À E अनुष्ठान किए 
x os 
. na 
T 4 i शी. नाश्रोस 

मिस्र Pr एक श्राचीन मंदिर जिसमें देवता की at 
3 हि मत रहती आत्मा सदैव 
दि a, 
क nativism देशीय: 

ता, देशोयतावाद 
परसंस्क्ृतिग्रहण के तनाव की स्थिति में त E 
मल 
है जनजातीय संस्कृति के पुनः स्वीकरण की ओर समाजों के उन्मख होने 
की प्रवृत्ति। इस शब्द का प्रतिपादन लिटन ने किया था। 


necromancy 
y प्रेत पराकख्यापन, प्रेत विद्या 


जादुई रूप से भविष्य बताने, प्राकृतिक घटनाओं के क्रम को 
प्रभावित करने श्रथवा अन्य उद्देश्यों को विशेषकर मत के साथ संपर्क 
तथा मध्यस्थता स्थापित कर पूरा करने की विधि या कला। 


neolithic age नवप्रस्तर युग, नवपाषाण युग 
मध्यपाषाण तथा ताम्रप्रस्तर युग के पूर्व प्रस्तर युग का अंतिम 

काल। इस युग में प्रस्तर, we, ग्रस्थि तथा हाथी दांत के उपकरणों 
पर बलुश्रा पत्थर से घिसाई कर उन्हें पालिशदार बनाया जाता था। 
Tals का निर्माण धनष-बाण का प्रयोग, पशुपालन, कृषि, पहिए की 
खोज, कपड़ा बुनना तथा स्थायी ग्राम-जीवन इस युग में आरंभ हुआ। 


neolocal residence नवस्थानिक आवास 


जव नवविवाहित दंपत्ति अपने-अपने माता-पिता के ग्रावासो से 
ग्रलग स्वतंत्र रूप से नया आवास स्थापित करते हैं तो एसा आवास 
नवस्थानिक कहलाता है। 


_ ९-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
156 
nephew right = भाजा अधिकार 
मामा तथा भांजे के मध्य एक विशष सवध Bet होना विशेषकर 
उत्तराधिकार का वह नियम जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को संपत्ति 
तथा पद का उत्तराधिकारी उसका भांजा होता SI 


ah 
SF en ऐसी वस्तु गो 
कहते हैं जिसमें अलौकिकता नहीं होती है । 


noa 


nomadic population यायावर जन समूह्‌ 


ऐसा जन समूह जिसका कोई निश्चित गावास नहीं होता और जो 

खाद्य पदार्थं तथा जीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान = 
घूमते फिरते हे । 

nom i सानक आदर्श, प्रतिमान 


वे मानदंड जिनका अनुसरण सामाजिक समूह के सदस्यों द्वारा 
feat जाता है तथा जिनका पालन करने की आशा उनसे की जाती 
है। इतके अनुपालन के लिए सकारात्मक तथा नकारात्मक अनुशा स्तियों 
'का सहारा लिया जाता है। 


nose scraper f नासाकार खुरचनी 
शल्क, फलक या क्रोड की बनी खरचनी जिसकी खुरचन धार पर 


नासाकार उभार होता है। इसके प्रत्येक पार्श्व पर विशेष रूप से 
बनाई गई कटी खांच होती है। ; 


notched blade खांचेदार फलक 


एसा फलेक जिसमें aig होती हे। इसका प्रयोग संभवतः दंड 


पयार करने अथवा वाण-को नोकीला करने के लिए किया जाता था। 
इसे कटि कृति फलक भी कहते हैं । | 


notched scraper er 
ao oe ` _ ` बाचदार खुरचनी, खाचदारी क्षुरणी 
eee जिसकी धार पर बहुत कुछ ग्रर्धवृत्ताकार .खांच होती 
चारो ओर द्वितीय शल्कन किया जाता है । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


157 
aK nuclear family 
करे (=elementary family) भूल परिवार मल कर 
= ` जिसमें 4 | 
त्ति ऐसा परिवार जिसमें पति-पत्नी तथा tes 
a परिवार कहलाता हे आ गास X 
मूल 2 2 | ग्मिलित हों 
m nurture 
a 1. भोजन, पोषाहार तथा सरळ पं 
AT 2 जिक पर्यावरण Mia कदा करना | bi 
TAT प ~ ~ 
2. सामाजिव 'गावरण के वे समस्त तत्व जिती 
पर गर्भावस्था से ही पड़ने लगता है। ये "का प्रभाव व्यक्ति 
है ETAT के =< y 2 तत्व संपूर्ण 
ह ग्रानुवंशिकता के विरुद्ध व्यक्ति के शारीरिक el प्रकृति अथवा 
X के विकास को प्रभावित करते है | र ' तथा व्यक्तित्व 
र्‌ nymph i 
..* अप्सरा, संदरी 
2. अभंक 


प्रकृति की छोटी देवियां जो संदर कुमारियों 


jae क S के रूप जे दह 
गला, चरागाहों तथा जल ae Mul पहाड़ों, 


0 


oblation 


धामिक अथवा श्रानुष्ठानिक m । इसमें प्राय: बलि 
; निर्जीव वस्तुएँ ही afte की जाती ži 
obsequy 


aaa, तपंण 
के विपरीत 


टर प्र Pre, Wea for 
X व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके लिए. किए गए अंतिम संस्कार 
. ` असे ग्रत्येष्टि बलि, तर्पण अथवा धार्मिक कृत्य | 


observance 
रीति, कमंकांड 


पातको ag धार्मिक श्रथवा आनुष्ठानिक कार्य जो समाज द्वारा निर्धारित 
. पानको के अनुसार किया जाए। 
E tes 8५ आबसीडियन 
| aan peat टेट जाने से बना प्राकृतिक कांच। यह काला, पट्टित 
पता i होता है तथा इसमें शंखाभ विभंजन होते है । ग्रादि मानव 
बनाने के लिए इसे चकमक से अ्रधिक उपयुक्त माना था | 


| CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


OO ll 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


158 


ochingufu किन 
खुले डिब्बे का बना एक भोंडा अफ्रीकी ढोल । इसे दो डंडियों 


पीट कर बजाया जाता ह 


oghan script गगम fat 
केल्ट जन द्वारा प्रयुक्त लिपि जो स्कॉटलैंड, आयरलैंड तथा च 


स्मारकों पर मिलती है । यह 20 अक्षरी वर्णमाला एक प्रकार 
लेटिन वर्णमाला के स्थान पर कूट संकेत का काम देती थी। 


olag ओलाग 

बानटोक इगॉरॉट जनजाति में लड़कियों के लिए आवासशाला 

जहां लड़कियां दो वर्ष की आयु से लेकर विवाह तक रहती हैं। 

ग्रोलाग मिट्टी तथा पत्थर का बना छोटा घर होता है जिसकी छत 
घास को बनी होती है। 


oldowan culture ओल्डवी संस्कृति 


पूर्वी अफ्रीका की पूर्व तथा मध्य अत्यंत नूतन काल की संस्क्ृति। 
wag बटिकाश्म खंडक, क्षुरक तथा हस्तकुठार इस संस्कृति की 


विशेषताएं हैं । 
old stone age पुरापाषाण युग, 
(=palaeolithic age) पुराप्रस्तर यम 


पुरापाषाण युग लगभग पूरे श्रत्यंतनूतन युग के दौरान हिम पतों 
क शपसरण तक (लगभग 8300 Sogo तक) WTI इसका प्रारंभ 
मानव के उद्भव तथा अत्यंत प्राचीन उपकरणों के निर्माण के साथ 
175,0000 वर्ष पूवं हुग्रा । 


omen 
शकुन 


एसी घटना जिससे भविष्य में होने वाली घटना के बारे 
में संकेत मिले | 


o 


: सर्वाहारी, सर्वभक्षी 
ऐसे जीव जो मांस एवं शाकसब्जी दोनों चीजें खाते हैं। 


omnivore: 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


onaget 
भारी पत्थर. फेंकने के लिए एक K 
गोफ्त अवक्षेपक । प्राचीन तथा म : sige a 
क (oultuire) EN 
opsimiolithic (cu 
p मध्योत्तर पाषाण 5, 


श्रॉप्सिमियोलिथिक (स. 

a थक 

वह संस्कृति जिसमें नवपाषाण युग की म eat हि 
Š | वस्था, 


जैसे श्राखेट, मछली पकड़ना तथा खाद्य संग्रहण : 

ती है। इसमें नव-पाषाण संस्कृति से सं रे श्रथव्यवस्था 
मिल ie पाषाण संस्कृति से संबद्ध कुछ विशेषक जैसे 
पालिशदार कुठार तथा मृद्भांड भी मिलते To जैसे 


ordeal 


P कृच्छपरीक्षा, ग्रग्निपरीक्षा 
परीक्षण की एक विधि जिसमे दोषी को भयंकर या 
करने पड़ते हैं, जैसे श्रंगारसम पत्थरों को हाथ से पकडना आदि। 
ऐसा मानते हैं कि यदि व्यक्ति निर्दोष है तो उसे उससे कोई हानि 
नहीं होगी। ऐसा भी विश्वास है कि श्रलौकिक शक्तियां विवाद को 
निपटाने और अभियोग के परीक्षण में निर्दोष व्यक्ति की सहायक 
होती हैं | 
orenda श्रोरेन्डा 
इरोकयू जनजाति की एक संकल्पना जिसके अनुसार कुछ T 
में अलौकिक तथा निवेर्यक्तिक शक्ति निहित होती है। यह संभवतः 
्रलगनकियाई संकल्पना 'मैनिटू' से संबंधित है। 


कठिन काये 


orgy मदनोत्सव, 'विलासोत्सव 
भोग विलास का एक ग्रौपचारिक उत्सव जिसमें संयम का परि- 
: व्याग कर लोग काम क्षुधा की तृप्ति में लीन हो जाते हैं। 
ossuary 1. ataqa 2. ग्रस्थिशाला, 
(ossuarium) अस्थिगृह 
1. मृतक की ग्रस्थियां रखने का पातर । 
5 er. & 
2. वह स्थल जहां बहुत से मृतकों की ग्रस्थियों को एक साथ 
दफनाया जाता है। यह शब्द बहुधा उस स्थान के लिए प्रयुक्त किया 
जाता है जहां बहुत से व्यक्तियों के ग्रस्थि-पंजर- एक साथ दफनाए जाते है। 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow - 


उ by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
160 


विजाति-प्रजनन, बहिःप्रजनन 
outbreeding के व्यक्ति क N 
किसी एक जाति अथवा जनजाति के व्यक्ति का किसी दूसरी 
जाति अथवा जनजाति के व्यक्ति के साथ विवाह कर संतान उत्पन्न 
जा 


करता | 
समतोलक, आउटरिगर 


outrigger है वरको ip 
समद्र में आवागमत करने वाली कतु में वाहर की ओर निकला 

जा ४ उसको > > > >) 

` हुआ एक हल्का दंड जो उ Sat से बचाता हे 
हिमनदोय मलबा 
ग्लेशियर के पिघलने से प्रवाहित जल द्वारा लाई गई बजरी 
तथा. बाल का अपरद जो स्तरित निक्षेप में एकत्रित हो जाता है। 


outwash 


ovate hand-axe. + ग्रंडाकार' हस्तकुठार 
अंडे के ग्राकार की बनी ऐश्यूली हस्त कुठार। 
overt culture प्रकट संस्कृति 


` संस्कृति के वे पक्ष जिनके वारे में समाज के सदस्य पूर्णरूप से 
अवगत होते हैं और जिले प्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता है। प्रकट 
संस्कृति के अंतर्गत समाज में उचित और अनुचित व्यवहार के मानक 
तथा विशिष्ट संरूप, ग्रौद्योगिकी तथा संस्कृति के अन्य ऐसे पक्ष भी 
सम्मिलित होते हैं जो सहज ही पहचाने जा सकते हैं। 


P 


paddle and anvil method क्षेपणी-निहाई विधि 
मृद्‌भांड बनाने की एक आदिम विधि | 


palaeoanthropic man ॑ पुरा 'मानव 


होमो सेपियन स्पीशीज से श्रधिक प्राचीन मानव रूप जो होमो- 

निड वर्ग का था श्रौर जिसे लुप्त कड़ी अर्थात मानव तथा प्राइमेट के 
बाच का प्राणी माना जाता a ॥ 2 

palayer court EBS पंचायत 

के हो ol दो भिन्न स्तरों वाली संस्कृति के व्यक्तियों 

संधि वार्ता, जैसी 19वीं शताब्दी में यूरोपीय 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Fdifidation Trust, Delhi and eGangotri 


व्यापारियों तथा अफ्रीकी. पश्चिम तट के मल ६ 
होती थ्री । अफीका में ज्येष्ठ जन परिषद के य के वीच 
शब्द का प्रयोग किया जाता है । ! भी. बहुधा इस 


aleoanthropology 


p 
afma की एक शाखा जिसमें जीवाश्म मे 3 पनृविज्ञान 
संस्कृति का HAIT किया जाता ह .. वे एवं उसकी 
paleocene 


उरान्‌तन, पेलियोसीन 


तृतीयक युग का आरंभ जिसमें लीमर प्रकट. हुए 


paleoclimatology पुरा 
i श -जलवायु विज्ञान 
विज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत पिछले + य 


2 ले. युगों की 
का अ्रध्ययन किया जाता है | २३३ ९ 


aleoecology 
p पुरा-परिस्थिति विज्ञान 


परिस्थितिविज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत प्राचीन 
पड. 
पौधों, TAT तथा तत्कालीन पर्यावरण के भ्रंतःसंवंध की पहचान 
ग्रौर व्याख्या की जाती है । i 


paleolothic age 


(old stonge age) पुरापाषाण युग 


वह काल जो वर्तमान से 5 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ श्रौर 
(वर्तमान से) 15 हजार वर्ष पूर्व तक रहा। इसमें मानव की हस्त 
कृतियां, प्रस्तर उपकरण एव. जानवरों: की अस्थियां प्राप्त हई । 
इस काल म प्राचीन कला के उत्कृष्ट नमूने .गफाग्रों में मिले हैं | 


paleolithic man पुरापाषाण कालीन मानव 
'पुरापाषाण काल का मानव. जैसे हाइडलवर्ग, नियंडरथल अथवा 
क्रोमैनिथान मानव । i 
paleozoic age पुराजीवी युग, पैलियोज़ोइक युग 
भूवज्ञानिक इतिहास का एक बड़ा विभाजन .जो कैंब्रियन काल 


से लेकर पर्मियन के अंत में समाप्त होता है। इस यग में कीट ग्रादि 
के अतिरिक्त ग्रकणेरूकी प्राणियों के लगभग. सभी वर्गों का विकास 


चरम fag पर पहुंच चुका था। 


_ CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 


p by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
162 


i पुरा-प्राणि विज्ञान, प्राणि-प्रश्‍मविज्ञान 
paleozoology पतग 
जीवाश्म-विज्ञान की एक शाखा his क्र 
जीवाश्म पशुग्रों का अध्ययन lee | 
afatea, टीन का पात्र (आस्ट्रेलिया) 


पीने के लिए प्रयुक्त टीन का प्याला । इस शब्द का प्रयोग 
है 1 


आस्टेलिया में किया जाता € 


paopao 


pamnikin 


पाऊपाऊ 
फिजी ट्रीप की एक खात AAT! 
parallel evolution समांतर विकास 
सांस्कृतिक ग्रध॑व्यास का एक रूप जिसमें दो या अधिक समूहों 
में एक जैसे लक्षण स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। 
parang परांग (तलवार) 
मलय देश का एक लंबा चाकू । 
parka पारका, प्रावरण 
एक टोपदार कोट जो जांघों श्रथवा घुटनों तक लंबा होता है। 
यह प्रायः फर का बना होता है और इसे एस्किमों जन तथा उत्तर 
ध्रुव प्रदेश में रहने वाले दूसरे लोग पहनते हैं। 
parricide 1. पितृहंता 2. पितृहत्या 
1. अपने पिता को हत्या करने वाला व्यक्ति । 
2. पिता की हत्या करना । 


arson भन (इ 

Pp ग्राम-पादरी, पार्सन (इंगलिश) 
E व्यक्ति जो चर्च संबंधी तथा संघ संबंधी सामूहिक मामलों 
में पेरिश' का प्रतिनिधित्व करता ह्लं | 


participant observation प्र 
सहभागी प्रेक्षण 


प्रेक्षण की विशेष जिसमें अनस 5 
andi म शा वशेष प्रविधि जिसमें अनुसंधान करने वाला प्रेक्ष्य 
«९ TST करने की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त कशता . है ताकि 


वह उनके वे s | 
ह्‌ मध्य रहकर उनके समाज की ग्राभ्यंतारिक संरचना के 


संबंध में व्यापक ज्ञान प्राप्त कर सके। 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Fountdion Trust, Delhi and eGangotri 
इस प्रविधि की अमुख विशेषता यह है 

लोग जैसा करते हैं, श्रनुसंधानकर्ता भी इन याथ पेमाज के 

करता हैं। इस प्रविधि का प्रयोग विशे afr मिलकर वैसा 

विज्ञात में किया जाता है । TUTE नृविज्ञान तथा समाज- 


participant observer 


i सहभागी प्र 
. सहभागी प्रेक्षण की विधि के अनुसार प्रध्ययन-अनुसंधान ph: 
aa © केरने 
"2100 सह्‌ भागित i 
participa हेभागिता, भागग्रहूण, ग्रंशभागित 
त 
किसी निश्चित सामाजिक क्रियाकलाप अथवा स्थिति को ne 
तथा उसका अध्ययन करने के लिए उसमे भाग लेना। 
passage grave सुरंग-कब्र 
खड़ी सिलों तथा प्रस्तरों से ढका लवा ao 
pastoralist 


$ पशुचारक 
वह समुदाय जो जीवनयापन के लिए कृषि की अपेक्षा पशुपालन 

पर निर्भर होता है । गु 
Patjitanian culture पार्टिरि ; 
खंडक संस्कृति | यह 


wer इरेक्टस के 


द्वितीय ग्रंतहिमावर्ती काल में जावा की 
संभवतः होमो सोलोमानव से पूर्वं तथा पिश् 
बाद की संस्कृति है । 
patriarchy पितृतंत्र 
सामाजिक संगठन जिसमें डुल अथवा परिवार के घरेलू तथा धामिक 
समारोहों में पिता की प्रधानता हो । ऐसे संगठन में पत्नी ग्रथवा 
पत्नियों और बच्चों की विधिक ग्राश्चितता तथा वंशक्रम एवं उत्तरा- 
धिकार पुरूषों के द्वारा अनुक्रमित होते हें । 


Pattilocal residence पतिस्थानिक श्रावास व्यवस्था 


R व्यवस्था जिसमें विवाह के बाद स्त्री wat पति के पितृ 
परिवार भें जाकर रहती है तथा उसी परिवार में उसके बच्चों का 
जन्म तथा पालेनपोषण होता है । 


p 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


164 
ray faam, पेतक नाम (व्यवस्था) 
patronymic zr, जिसके अंतर्गत संतान अपना उपनाम ग्रपने पिता 
es पूर्वज से ग्रहण करती हैँ । 
पाट्‌ (माग्रोरी) 
patu लकड़ी अथवा हड्डी का बना छोटा 


जलता पत्थर 
गदा से मिलता 
धारी माग्रोरी अस्त्र । यह मोटाई में णडाकार परतु दत्थ का तरफ 


चौड़ा होता हैं। इसका बनावट इस प्रकार होती है कि इससे an 
की बजाय FAT कर aaa किया जा सकता a] 


pebble tool बटिकाश्स उपकरण 
बटिकाश्म से निमित उपकरण । 

पेबल या वटिकाश्म उन पत्थरा का कहत हैं जो जलःघषित 

होते हैं। इन चिकने पेवल कोरो से बनाए गए उपकरणों को वरि. 

काश्म उपकरण कहा जाता है। डा० लीकी ने पूर्वी अफ्रीका के प्राक्‌- 

गेलीय ग्रोल्डवान एवं काफुग्रान उपकरणों को पेवल उपकरण कहा 

है । यूरोप, श्रफ्रीका तथा एशिया महादवीपों में इस परिवार के उप- 


करण मिले 
pellet bow गुलेल धनुष 
एक प्रकार कां धनुष जिसमें वाण के स्थान पर गोली या fret 
रख कर मारी जाती है । i 
pemmican पिमिकन (अमेरिडियन ) 
उत्तर ग्रमरीकी इंडियनों का एक सांद्रित खाद्य पदार्थ । यह 
we भेसे का मांस ग्रथवा मृग मांस होता 21 इनके तिक्‍कों को 
धूप में सुखा कर, महीन पीस कर तथा पिघली चर्वी में मिलाकर 
चमड़े की थैलियो में वंद कर रख दिया जाता है । 
penates 1. कुल देवता (रोमन) 
i 2. कुल संपत्ति (रोमन) 
(1) रोमन गृह देवता जो भंडार का देवता है, और इसकी 
पुजा घर को देवी तथा गृह देवता के रूप में की जाती है | 
(2) गृहस्थी की संपत्ति का भंडार |. | 


‘CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow — 


~ 


Digitized by Sarayu Fountégion Trust, Delhi and eGangotri 


| è 
percussion í 
a. श्राध 

हयाइ को चाट द्वारा पसत से * ति, श्राहनन 
हा शा SFE अलग करता | 
percussion aking 
प्रस्तर उपकरण बनाने की आपात अह 
शल एक प्रविधि जिसमें EO E 
के श्राघात स शल्क उतार कर ग्रश्‍मपिड को एक Wace 
दिया जाता है । ' गा का ग्राकार 
periapt 
वीमारी श्रथवा श्रनिष्ट से रक्षा करने के लिए wees 
एक तावाज | Ben ain 
peristalith 
अस्तर-वृत्त, पाषाण 
ALD र . Š 
टोले अथवा महापाषाण तुंब (डॉलमेन) के रो r 9 
ee | श्रोर पत्थरों 
petaloid celt दलाभ-सैल्ट दलाभ कुल्हाड़ी 
> कुल 
केत पत्थर से बत्ती एक प्रकार को प्रति तय पालिशदार 
सेल्ट । यह ग्रेटर एंटाइल्स के टाइनों इंडियनों में प्रचलित रही है । 
trograph 
petrograph 1. wefan, 2. शिलालेख 
1. शिला पर बनाया गया चित्र । 
2, शिल Sp ५). + थवा S fo > 
2 ' एर कः गई. नक्‍काशी ग्रथवा उत्कीणित लेख | 
phallicism लिगोपासना 
न 
प्रकृति में जनन-सिद्धांत की उपासना जिसमें शिशन को प्रतीक 
मान कर पुजा की जाती है। विश्व के अनेक धर्मों में इसके चिल्ल 
मिलते हैं। हिंदू धर्म में शिव की पूजा इमी उपासना का सुसंस्कृत 
स्वरूप है । 
Philosophical anthropology दार्शनिक नृविज्ञान 
qaam की एक शाखा जिसके अ्रंतर्गत मानव के सत्व तथा र 


उसके विशिष्ट गुण और ब्रह्मांड में उसके स्थान के बारे में ग्रध्यय 


किया जाता है । 
1 CHD/77—12 


aN, 
ड 


सा बरका लततक S EN | - 
= Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


166 
AGAUH समूह्‌, फ्रेररी 


एकर सामाजिक इकाई जिसमें दो या अधिक गुण होते हें । इनके 
spe विशेष एकता का सूत्र विद्यमान रहता A ज बहुधा समाज 
या र्यं होता ९10८ "च ण गण आ 
लल पृथक रखते हुए भी फेटरी पक ee मटर सि 
_ विवाही और ग्रंतविवाही दोनों तरह की हो सकती हैं। (छ सामाजिक 
हा [er MT ANS 1 यह एक 
रेखीय संगठन होता है। फेटरी मातृवशोय अथवा पितृवेशाय कोई भो 
हो सकती है । 
picotah हिट (दक्षिण भारत) 


र वह ढेकली जो कुए से पांची खींचने के काम श्राती है । 


चित्राक्षर 


pictogram 
किसी वस्तु का चित्रात्मक प्रतिरूप जो चित्रलेखन में उस वस्तु 


का प्रतीक होता है। चित्रलिपि हमारी वर्णमाला का मूल रूप थी। 


picts house 
स्कॉट्लेड का प्रागैतिहासिक आवास जिसमें भूमिगत प्रकोष्ठ और 


९ 


हई दोवाले होती हें i ] 


pile house AMAA, बंल्लो-घर, त्यूण-स्थान 

पानी में लटठों पर वने आवास। भारत में इस प्रकार के श्रावास 
उत्तर-पूर्वी जनजातियों में मिलते हैं ! 

pirraura पिराउरा (ग्रास्ट्रेलियई आदिवासी) 

कुछ शर्ट्रेलियाई समूहों में विपरीत लिंग का संबंधी । यह उस 

ae j व्यक्ति के साथ विना विवाह के यौन संबंध रख सकता हैं 
जिसमें से वह श्रपन। संगी चुनता है । 


pit dwelling THAT, गतं-घर, गर्तं वास-स्थान 
आदिम आवास का एक रूप जो गळा खोदकर वृत्ताया जाता 


< 


è छत संभवतः ग, आडियो 5 d 
हे । इसकी छत संभवतः टहनियों, झाड़ियों, मिट्टी, आदि से बताई , 


जाती थी । इनमें प्रागैतिहासिक à 2 
: d मानव या करंडकर्मी रहा करते थे । 


No 


Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


= 


Digitized by Sarayu Foundafgn Trust, Delhi and eGangotri 


plaited baskertry 


गुंफित करंड शिल्प की कुछ विशेष विधियां 
शतरंजी, 2. FAIL या चटाईदार 3. वेष्य्ति 
Mees am की पोज ड, ७८ 4. वलित तथा 


न्या 


planitational acculturation विस्तत क्षेत्रीय 
fe वेस्तत क्षेत्र F a डे तियों परसर्कृ = 
ग्रादान प्रदान होना । इसमें दोनों संस्कृतियो के एक मे गाने पर 
विलय हो जाने की संभावना रहती एक दुसरे में पुर्ण 


S73 


stocene epoch 
oe 1 श्रत्यत नूतन यग, प्लाइस्टोसीन यग 


भूवैज्ञानिक इतिहास के अंतिम दस लाख वर्ष । इसको 
युग के नाम से भी जाना' जाता है । यह वतमान से लगभग T 
हजार वष पूर्व समाप्त em । ह. 


pliocence epoch अतिनूतन 
युग 
तृतीयक युग का प्रंतिम चरण | यह यग एक करोड़ 20 लाख 
वष रव प्रारभ हुआ ओर इसकी अवधि लगभग एक करोड़ 
लाख वष को थी । इस युग, में आधुनिक प्रकार के कपि, एप ग्रोर 
पुरामानव का उद्विकास हुआ | 


plough agriculture हल कृषि 
कृषि की आधुनिक विधि जिसमें पालतू पशुओं तथा सिंचाई के 
साधना का उपयोग किया जाता है। अनुमान है कि इस प्रकार की 
कृषि पुरानी दुनियां (श्रोल्डवल्ड) में amar 8000 वर्ष से प्रचलित , 
aul 
Plough (sulky) ; सल्कीहल, 
(=lister) 
लोहे की दो वक्र प्लेटों वाला हल जो मिट्टी की मेड को दोतों 
श्रीर से खोदता है जिससे भूमि बीज बोते के योग्य हो जाती है 
इसका प्रयोग उत्तरी अमरीका के दक्षिणी और मध्यवर्ती मैदातों में होता R 


~ 


_ CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


oundation Trust, Delhi and eGangotri 


168 


Whey 
pluvial > 
(=pluvial_ period) a लंबा काल जिसमें प्रभावित क्षेत्र की apie, 

i zA थ्री जैसे झीलें या हिमनदियां वन गई या वर्षा जल 
त हित होते लगा AT आर एशिया के 


ae यरिताओं के 
sa: oe ise en जव यह यग आया तत्र उत्तरा यरोप भें 
उष्ण a 


द्विम चल रहा था । 
वेधनी 

एक आ्रादिम प्रस्तर उपकरण जा तिकोने पत्थर का बना 
था। प्रागैतिहासिक मानव इसका प्रयोग अस्त्र के रूप में करते 


point 


v F 


p 


हाता 
| 


Ax 


2. एक नोकीला उपकरण जो भाले, शर अथवा आखेट के 
qa प्रक्ेयास्त्रों में मुखाग्र की तरह प्रयुक्त होता था । 


point of impact संघात fag 


चकमक, प्रस्तर ग्रादि की सतह पर वह स्थाने जहां पर घन 
अथवा ग्रशमपिंड का प्रथम आघात होता हैं । 


polishing stone सार्जन प्रस्तर 


सामान्यतः ग्रायताकार वहुफलक के MPR का प्रस्तर जो उप- 
करणो पर पालिश करने के काम आता था । इसकी एक सतह पर 
सामान्यतः खांच होती हे जो किसी छोटे उपकरण-जैसे wat श्रादि 

के fa जाने का संकेत देती है । 
polyandry i बहुपति प्रथा, बहुपतित्व 
विवाह का एक प्रकार जिसमें कोई स्त्री एक समय में एक से 


अधिक पुरुषों के साथ विवाह करती है। यह प्रथा कुछ ही समूहों 
में प्रचलित 


भारत में नीलगिरी के टोडा, कोटा, कुरुम्बा और» इरूला, जोन- 
सार वावर के खस, कश्मीर के दरद तथा समीप के तिब्बत और 
भूटान देशों में बहुपति प्रथा के उदाहरण मिलते हैं । 


i) 


Digitized by Sarayu Fouh@&tion Trust, Delhi and eGangotri 


polydemonis™ 1. बेहुभूतवाद 
j 2. बहप्रे 
दैशारि इभ्रत पुजा; बहु day 
असुर ग्रथवा पैशाचिक शक्तियों के ee त्य पुजा 
उतकी पूजा । “ मे विश्वास तथा 
polygamy | a 
विवाह की एक प्रथा जिसमें कोई स्त्री या पुरुष क 
एक से श्रधिक विवाह कर सकता हे । यह प्रथा तीन प्रका Te 
~ F S कार की 
है : बहपत्नी प्रथा, बहुपति प्रथा और समूह 00 । होती 
S ट्‌ 
polygamous family बहुविवाही RE 
S र्‌ 


जव कोई स्त्री एक से ofan पुरुषों से या कोई पुरुष एक २ 
ग्रधिक स्त्रियो से विवाह करता हे तो बहुविवाही परिवा ना a 
~ oR &ववाहा परिवार का निर्माण 
होता È । ऐसे प वार मे दो या अधिक मूल परिवार सम्मिलित 
होते हे । उदाहरणाथ वहुपत्नी विवाह के अंतर्गत एक पुरुष अनेक 
मूल परिवारों में पिता और पति की भमिका अ्रदा करता है कर 

A Y G ` 


इससे वृहत्‌ परिवार का रूप निमित होता है । 


भारत में खासा, टोडा, an 
मे 


th तथा मध्य प्रदेश की कुछ अन्य 
जनजातियों 


ऐसे परिवार श्रभी भी मिलते हैं। 


Q 


polygynous family बहुपत्नी परिवार 
परिवार का एक रूप जिसमें एक ही समय एक पुरुष की दो 

या श्रधिक पत्नियां होती हे । ऐसे परिवार की रचना वहुपत्नी प्रथा 

पर आधारित होती है । 

polyhedral core बहुशीर्षो ats 

एक निर्मित are जिसकी ग्राकृति लगभग शंक्वाकार होती है | 

polytheism 'बहुदेववाद 

i अनेक देवताओं में विश्वास श्रथवा उनकी पूजा करना | 

| poncho , पोंचों (स्पेनी ग्रभरोकी) | 


कंबल से" मिलता-जुलता लवादा जिसमें सिर के लिए बीच में 
छद होता हे । इसे स्पेनी अमरीकी पहनते थे । अ 


_ CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj 


“त. 


rs 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


170 
GUT कलावस्त 
t > मे ; x 
portable ar आवास स्थलों म॑ प्राप्त अलकृत एवं 


-परापाषाण युग के 
PANA टाथीदांत तथा अस्थि से किया जाता था। 


यह कार्य 
तक्षित लक साइबेरिया तथा छोटी तथा गोल नारी- 


मध्य 
पश्चिमी यूरोप से पूर्वी Š 
मतियां प्राप्त हुई हैं। इस काल के बहत-से na तथा सज्जित 
म्‌ छे टि! ल है 
उपकरण घाटी AT, भूमि संग्रहो में मिले है | 
tach पोटलाश (उत्तरी अमरीकी इंडियन) 
potia 


अमरीका के उत्तरी-पश्चिमी तट के इंडियनों-विशेषकर क्वाक्उिटल 
दारा दिया जाने वाला एक विशेष भोज । इस भाज म वश प्रमुख 
आमंत्रित विशिष्ट अ्रतिथियों को बहुत सारा सामान इस आशा में 


देता है कि वे ग्रतिथि इस प्रकार के भोज में उसको इससे अधिक 


यह भोज समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए दिए जाते 


prayer stick प्रार्थना-यष्टि 

dal. से aaga यष्टि जिसका प्रयोग दक्षिणी पश्चिमी श्रमरीका 

के इंडियन ग्रौपचारिक श्रपण तथा विनयपूर्ण प्रार्थना के प्रतीकस्वरूप 
करते हैँ । 

prayer wheel प्रार्थना-चकऋ 

लकड़ो अथवा धातु से वना गोल चक्र जो धुरी पर घूमता हे 

शरोर जिस पर प्रार्थनाएं लिखी होती हैं। इन प्रार्थनाओं को तिव्वती 


वोद्धजन फलदायी मानते हैं। इस चक्र को भवतजन हाथ से घूमाते 
हैं! 
preadaptation पुर्वानुकूल 


_ 1. किसी विशिष्ट परिवर्तन अथवा परिस्थिति के साथ समय से 
पुव ग्रनुकूलन | 


जीव ग्रथवा समूह में उन लक्षणों का होना जो पूर्वज-पर्या- 


गक भ अतुलित नहीं हैं परंतु किसी दुसरे पर्यावरण में बने रहते 
में सहायक होते हैं 


 C-0.1n Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow — 


j 


Digitized by Sarayu Foungation Trust, Delhi and eGangotri 


chellean tool 


pre- Step i 
qa AAT नूतन काल के प्रस्तर उपक, रण ले उपकरण 

; $ SS उपकरण जा 
में प्राप्त हुए ह । ज पश्चिमी यूरोप 


ferential marriage 

preferen k 
a TRS मे मान्य 

विवाह का एक प्ररूप जिसमें पुर्व संबंधित व्यक्तियों विवाह 
विवाह को सभाज द्वारा ग्रव्रिमान्यता दी जाती ह्य क्तयों के बोच 
में मामा भांजी विवाह तथा ममेरे फुकेरे भाई ह 5 SAE 
S रे ¢ i बच =| 
g 


pressure flaking 
दाव शल्कन 


के किनारे 
र पुरापापाण काल में 


प्रस्तर श्रथवा श्रस्थि उपकरण से प्रस्तर क्रोड 
~~ a TE 
पर दवाव डालकर छोटे शल्क उतारता। उत्त 


इस fafa का प्रयोग व्यापक रूप से हुआ । 


re technique ` 
pressu q दाब प्रविधि 


दे० ‘pressure flaking’ 
primary flaking प्राथसिक शल्कन 
प्रस्तर उपकरण की ऊपर की सतह को तराशना तथा ग्रतावश्यक 
उभार का दुर करता | उपकरण को बनाने तथा श्राकृति देने के 
लिए प्राथमिक शल्कन आवश्यक होता है। 


primary group प्राथमिक समूह 

एक श्रंतरंग सामाजिक समूह जिसके सदस्यो में परस्पर नित्य 

प्रति वैयक्तिक तथा सीधा संपर्क रहता है तथा उनके जीवन और 

व्यवहार के मूल्य और मानक सामान्य होते हें । परिवार, पुराने 

ढंग के पड़ोस अथवा ग्रामीण समुदाय प्राथमिक समूह के 
उदाहरण हैं । 


Primitial offering amma भेंट, नवान्न भेंट, 
> प्रथम फल भेंट 


भोजन के पहले कौर को ग्रथवा दिन के प्रथम बेट को देवता 
के प्रति भेंट करने की प्रथा । 


. Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


172 
ग्रादिभ 
rimitive में साध Pov. 
‘ एक विशेषण जिसका प्रयोग बहुधा नृविज्ञान में साधारण प्रोद्यो- 
गिकी अथवा बाधाग्रस्त सामाजिक आथिक स्थिति के कारण होन 
| ह | 


खाद्य उत्पादों अथवा हस्तकृतियों के लिए किया जाता 


primitive law आदिम विधि 
विश्रि का वह रूप जो 

दायों में पाया जाता ह । 
नहीं होते अपितु दैवी माने जाते हैं और 


अतजातीय, सरल तथा प्राकुलिपिक सम- 
इसके अंतर्गत नियम समाज fafafa 
प्रशासन का यह कर्तब्य 
होता है कि we मान्यता दे और दिलवाये | इस पद्धति में न्यायिक 
व्यवस्था या तो नहीं होती अथवा केवल अपने प्राथमिक तदर्थ रूप 
में होती है । श्रति सरल समाजों में व्यित नियम का पालन दैवी भथ 
से करते हैं और उसे भंग करने पर स्वयं को दंडित करने के उत्तर- 
दायी माने जाते हैं ! 


~ 


देश ‘taboo’ भी 
primitive man आदिम मानव 
प्रागैतिहासिक मानव अथवा उपाःपापाण, पुरापाषाण, FA- 
पाषाण तथा कांस्य युग का मानव | 
primitivism आदिमवाद 


सादा, ग्रङ्गतिम, प्रकृति के निकट जीवन तथा वर्तमान समाज 
की श्रपेक्षा ग्रनोद्योगिक समाज की श्रेष्ठता में विश्वास । 


primogeniture ज्येष्ठाधिकार 
संपत्ति अधिकार को वह विधि जिसमें उत्तराधिकार सबसे बड़ी 
संतान पुत्र या पुत्री को प्राप्त होता है । 


rivate law SG 
E ay zam विधि 


eas . वैयक्तिक Ama का शासित करने वाली विधि व्यवस्था जो 
SA संपत्त, Aare तथा लोगों पर लागू होदी है। लोक विधि 
के मामले इसके अंतर्गत नहीं आते | ere! 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


‘173 
productive magic 
Sg का एक रूप जो कृषि अ जादू, उत्पादक जाद 
` 4 FRAT OT ` i 
लाने के लिए किया जाता ना मानवों में उरता 


© असे उदरता संस्कार | 
profane 


1. ग्रपावल 2 लौकिक 
L सामान्यतः यह शब्द FAST के ‘sacred 3 


A Wer का > 
AR इसका सामान्य अर्थ aaa, aaz सूचक ५ 
अथवा! वह सव जो धर्म के विरुद्ध हो | परन्तु इससे लौकिक र 
¢ a धमः 
विहीन धर्मनिरपेक्ष अथवा धम बाह्य क | 


1 भा बोध होता हे । 

2. नृविज्ञान तथा समाज विज्ञान 
लौकिक ग्रौर धर्मेतर क 
से संबद्ध नहीं है, व 


गन में इस शब्द से मख्य 


त: सामान्य 
वोध होता 


२ | इस म्रर्थ में जो कुछ धर्म 

९ सभ इस अवधारणा के अंतर्गत श्रा जाता है | 
enitor 

prog प्रजनक 

वशकम म पूवज । जैविक पूवज । 


progeny 


संतति 


A 


एक et पुर्वज के वंशज या संतान | 


prophecy भविष्यवाणी, भविष्य कथन 


Pray हान वाली घटना का पूव घोषणा | 
prophet पेगंबर, मसीहा 
वह यविति (ITH ग्रतःप्ररणा प्राप्त होती = AIX जा देवी इच्छाग्रो 
का व्यक्त करता है। 


proselytization धर्मपरिवतंन 
(=proselytism) 
किसी ग्रव्य धर्मावलंवी को ईसाई धर्म में दीक्षित करने की 
प्रक्रिया । 
Proto-culture _ ग्राद्य-संस्कृति, संस्कृति-उन्मुख 


द्य मानव-सम प्राणियों की प्रत्याशित ग्रथवा आंशिक 
संस्कृति । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. j 


f Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


° 


174 
मिथ्या विज्ञान 


तथा पद्धतियों की एक प्रणाली जिसको 
हो। 


pseudo-science 
सिद्धांतों, aao 
भल से वैज्ञानिक मात लिया गया 
मिथ्या कथन 


pseudo-statement है; 
रूप से सत्यापित नहीं किया जा सकता। 


| कथन जिसे आन्‌भविक 
| योवनारंभ नृत्य 


| puberty dance 
d नत्य उत्सव जो तरुण-तरुणियों के यौवनारंभ पर मनाया जाता: 
d है । इसमें भाग लेने वाले सदस्य वयस्क होते हैं । इस प्रकार के 


नत्य अधिकतर आदिवासियों में प्रचलित हैं । 


pump drill 3 
एक प्रकार का अग्ति-बरमा जो अग्नि प्रज्वलित करने के काम 
आता है । इसमें दंड को एक रस्सी लगे धनुष अथवा शलाका 
द्वारा नीचे ऊपर घर्षित किया जाता है। 


punalua समूह-विवाह, पुनालु्ा 
| समूह विवाह जिसमें पति एक ही बंधुत्व समूह के तथा पत्नियां , 
1 दुसरे बंधुत्व समूह की होती है । बहुधा ये समूह भाइयों और बहिनों 
| के होते हैं मार्गेत के ग्रनुसार यह विवाह के उद्विकास में एक 
प्रारंभिक स्वरूप है जो पहले हवाई ट्रीप समूह में प्रचलित था। 


punch technique छेनी प्रविधि 
इस प्रविधि में उपकरण बनाने वाले प्रस्तर पर arava सीधे 

नही किया जाता बल्कि लकड़ी gaat अ्रस्थि की वेधनी की कर्तन 
धार को ग्रश्मपिड के उस स्थान पर रखा जाता है जहां से शल्क 
उतारन हात हू AM वंधनी को लंबी धुरी को ठीक दिशा में रखते 


हुए उसके दूसरे सिरे पर gate से आघात किया जाता है । 


` punctat 
ila बिदुकित (सृद्भांड) 


1. बिना पके मुद्भांडों को नाखन अथवा किसी छोटे तेज 
उपकरण से दवा कर AAPA करना | š 


2. इस प्रकार से अलंकृत मृद्‌भांड | 


| CC-0. In Public‘Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
175 
pygmy flint 
लघ चकमक ( उपकरण ) 
छाटा फलक उपकरण | यह 


ज्यामितिक arate का होता 
लकड़ी के मूठ पर लगा होता है। 


है 


उत्तर पुरापाषाण काल का एक 
प्रायः त्रिभुजाकार अ्रथवा किसी दूसरी 
है और बहुधा अस्थि अथवा 


qualitative trait aà 
गुणात्मक विशेषक 


संस्कृति के प्रारूपिक विशेषक जिनमें संस्कृतिकरण द्वारा परिवर्तन 


धीमी गति से होता है । 


quantitative trait EES 
मात्रात्मक विशेषक 


विशेषक जिनमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और परिवर्तित 
रूप का श्रग्रिम पारेषण होता है । 


quasi-caste based society जातिकल्प समाज 


ऐसे समाज जिनका वर्गीकरण स्पष्टतः जातिमूलक नहीं होता 

परंतु उनमें वर्ण व्यवस्था का प्रभाव लक्षित होता है । भारत के ईसाई 
तथा मुसलमान समाज इस प्रकार के उदाहरण हैं । 

quaternary period चतुर्थ काल 

भूवेज्ञानिक काल जिसका प्रारंभ वर्तमान से लगभग दस लाख 

वर्ष पूर्व हुआ । इस युग में अनेक जलवायु परिवर्तन हुए । मानव तथा 

aa स्तनधारी पशुओं के उद्विकास को इस युज में स्पष्ट दिशा मिली | 

quetta ware क्वेटा सांड 

उत्तरी बलूचिस्तान की चौथी agaaa ई० qo की संस्कृति 

से संबंधित चाक चढ़े मुदभांड जिनकी विशेषता पांडु अथवा घूसरवण 

के भांडों पर गहरे भूरे तथा कलि रंग के ज्यामितिक रूपांकत होते 


faq (प्राचीन पेरूवासी ) 


किसी विषय का लेखा तैयार करने श्रथवा संगणना के लिए 
प्रयक्त एक युक्ति जिसमें विभिन्न रंगो का छोटी-छोटी रस्सियों के 
साथ एक मुख्य रस्सी लगाई जाती था । इन रस्सियों में मुख्य तथ्यों 
तथा घटनाओं का रिकार्ड रखने के लिए गांठ लगाई जाती थीं । 


| CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


2 by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
176 


R 


race प्रजाति 

ऐसी भौगोलिक जनसंख्या जिसके ग्ानुबंशिक लक्षण दूसरी | 
भौगोलिक जनसंख्या से भिन्न होते हैं । ये शारीरिक श्र भिलक्षण बहधा | 
सिर, आंख, कान, नाक तथा होठों के आकार, शरीर के WT अथवा 
केश के प्रकार से संबंध रखते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता | 
विश्व की तीत प्रमुख प्रजातियां मानी गई हैं--श्वेत, पीत और 
इयाम | विश्व की अधिकांश जनसंख्याएं, मिश्रित प्रजाति की हैं और 
यह सर्वमान्य है कि प्रजाति का मानसिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों 
के साथ कोई संबंध नहीं होता। ; 


| 
। 


race consciousness प्रजाति चेतना 
भिन्न समूहों के मध्य अपनी शारीरिक विशेषताओं अथवा 
भिन्नता्रों के कारण जन्मी चेतना जो इस तथ्य या भावना से संबद्ध 

हे कि ये भिन्नताएं सामाजिक प्रस्थिति ही की द्योतक हैं। 


race contact प्रजाति संपक 
विभिन्न प्रजाति समूहों के श्रंतःसंवंध । 


race differences प्रजातीय अंतर 


ऐसे वयक्तिक, ग्रंतर जो प्रजाति की विशेषताग्रो के द्योतक 
हाते हैं तथा जो उनके पूर्वजों से पैतृक देन के रूप में प्राप्त होते हैं 


Q 


race mixture 
प्रजाति-मिश्रण 


भिन्न प्रजाति समूह के बीच संकरण। 


race prejudice 


प्रजाति-पूर्वा ग्रह 
दुसरी प्रजाति के लोगों के प्रति पहले से हो द्वेष भाव होना । 
इसका ज्वलंत उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का रंग-भेद नीति है 
race relations [ति-संबंध 
c प्रजाति-सब 


faf A 
भन्न भ्रजातियों के लोगों के बीच सांस्कृतिक संपर्क एवं संबंध | 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ee 


_ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
177 


race riot 


मजि दातात हे WAT ea 
प्रजातियों में परस्पर संघर्ष एवं fade घृणाभा 
बहुधा श्वेत तथा नीग्रो के eae हता है 
1 g गए गए > | 


racial anthropology 
नृविज्ञान की एक शाखा जिसमें मानव द 
प्रकारों, उनके उदभव त 
racial conflict 
दो भिन्न प्रजाति समहों के ae ~~ I 
जा वस्तुत: प्रजाति चेतना से श्र 
racialism 
प्रजातिवाद 


वण या ग्रच्यदशीय 
अपना प्रजाति के प्रति अपरिमित 


s Adia पूर्वाग्रह अर्थात दूसरी प्रजाति 
संस्क्ृति के प्रति द्वेष एवं घणा तथा 
लगाव श्रोर अपनेपन की भावना । 
raciation 
प्रजातीकरण, प्रजातीयन 
किसी विशिष्ट स्थानीय समूह में जव निरंतर वरण के पर र 


ae परिणाम- 
स्वरूप विभिन्नीकरण उत्पन्न होता हे तव उसे TAME कहते हें | 


प्रक्रिया एक विशिष्ट पारिस्थितक पयावरण में निवास करने और 
कम-से-कम आंशिक पृथक्करण का परिणाम होती हे । 


raciology 
- भरजाति-विज्ञान 


मानव प्रजाति का जैविक ग्रध्ययन जिसमें आनवांशिकता प्रजनन 
अथवा जीन प्रभेद के संबंध में विशेष विवेचना की जाती है। 


racism प्रजातीयता 


एक अ्रवधारणा जिसके अनुसार मनोसांस्कृतिक भ्रभिलक्षणों का 
निर्धारण जैविक आधार पर होता है और सभी प्रजातियां एक दूसरे 
से निश्चित रूप में भिन्न होती हैं। प्रजातियों में बहुधा स्वजाति 
केंद्रिकठा की भावना होती है और प्रत्येक प्रजाति ATA को दूसरों से श्रेष्ठ 
समझती है । प्रपवाद रूप में कभी-कभी कोई प्रजाति दूसरों के समकक्ष श्रेष्ठ 
समझ ली जाती है ग्रौर वह दूसरों पर अपना प्रभुत्व जमा लेती हे । 


_ CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


SS ion Trust by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


178 
वर्षाकारक ओझा 


anomie परंपरागत समाजो में जी धर्म का ज्ञाता या 


आदिम तथा T डु फर्मकांडों द्वारा वर्षा का आवाहन 


ग्रभिचारक जी मरते तथा Wa जाई 
“A 
करता @ 
| rake A 
| एक हस्त चालत कृषि उपकरण जो लक A ह 
| जिसके एक सिरे पर लबे मठ से समकोण बनाते हुए काल ९ 
q ai 
इसका प्रयाग धासः पत्तियां अथवा दसरे पदाथ N j 
; सतह और सपाट वनाने के लिए कया 
ग्रथवा सतह्‌ 


को भरभरा 
वंशक्रम, वंशवृक्ष (रेमे, अः 
"य सामाजिक संगठन नहीं पाया जाता 


जित समाजों में एकरेखाय a | 
थ सामाजिक संगठन तथा रमेज मिलते 


ramage 


उतमें कभी-कभी द्विपक्ष मिल 
हैं । इस प्रकार के समूहों में वे सभा! व्यक्ति आते हैं जो एक ही पूर्वज 
में किसी पक्ष द्वारा संबद्ध हों (मातृ पक्ष अथवा पितृ पक्ष द्वारा) । 
| rapier Alby प्ण 
i एक सीधी दुधारी संकीर्ण तेज तलवार जा विशेषकर 16वीं 
| तथा 17वीं शताब्दियों में प्रचलित थी । इसका फलक पतला तथा 


नोकीला होता था और . यह मुख्यतः भोंकने के काम आती थी । यह 
18वीं शताब्दी की छोटी तलवार से भारी होती थी । 


rappel रेपल (प्राचीन मिस्त्री एवं faa) 
एक वाद्य-यंत्र जो साधारण ढोल WAT लगता हे | 
rane झुनझुना 


एक नृत्य वाद्य जो विभिन्न नृत्यो में लय के साथ हिला-हिला कर 

बजाया जाता है | 
reciprocity ग्रन्योन्यता, परस्परता 
सामाजिक संबंधों के अंतर्गत व्यक्तियों अथवा समूहों के बीच 
परस्पर क्रिया एवं प्रतिक्रिया जिसमें एक व्यक्ति saat समूह का 


व्यवहार दूसरे व्यक्ति अथवा समूह के व्यवहार आथवा प्रतिक्रिया को 
जागृत करता है । 


(०-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


_ 


Digitized by Sarayu Foundatign Trust, Delhi and eGangotri 


प्रसिद्ध नृवैज्ञानिक मैलिनों 


स्की का द्रि 
वचार थ 
संबंधो का निकास संबंधियाँ के मध्य ग्रन्योन्यार ए कि सामाजिक 
्रथवा विशेषाधिकारों के कारण अनाः थित कर्तव्यों, दायित्व 
ठ्‌ । 
reincarnation 
एक धारणा जिसके भ्रनुसार पुनर्जन्म 


श्रात्माएँ पृथ्वी 

जन्म — ; k: 

T लता इता हूं 

जन्म लेत | हू, अर्थात्‌ ग्रात्मा भ्रमर है att शरीर 

एक शरीर का AT हो जाने पर ग्रात्मा पुन: जन्म ee 
न्दू धम को आधारभूत धारणा हे हा 


नए-नए रूप Ñ 


relative chronology 

E T सापेक्ष कालानक्रम 
`! का एक दूसरे के सापेक्ष कालः निर्धारण । 
TT को आयु निश्चित वर्षोमे ज्ञात नहीं होती । 


पुरातत्वीय श्र 


करे दारा fea 
इसक द्वारा कसा 


religion 


ioe धर्म 
1. अस के सामान्य ग्रथ एसी भावता आर लात ce 
मनुष्य और अलौकिक शक्ति को परस्पर वांधते हैं 3 


2. किलो अज्ञात, ग्रलौकिक ग्रौर ग्रतोंद्रिय शक्ति के प्रति मानव 
के भय को प्रतिक्रिया धर्म हे । धर्म के अंतर्गत मानव व्यवहार के वे सव 
रूप सम्मिलित हैं जिनके द्वारा मनुष्य अपने तित्य प्रति के जीवन की 
श्रनिश्चितताश्रों को कम करने एवं उन चरम संकटों के प्रतिकार का 
प्रयास करता है जो व्रप्रत्याणित एवं ग्रननुमेय होते हैं । सर्वप्रथम धर्म 
का संबंध सातव की ग्राशाओं, श्राकांक्षाग्रों एवं भय की भावना से 
था । 


residence (rules of) ama, निवास (के नियम) 

वे सामाजिक नियम जिनके अनुसार नवदंपति श्रपना आवास 

स्थापित करते हैं, जैसे पति स्थानिक, पत्नी स्थानिक, मातुल स्थानिक 
तथा नव स्थानिक । 


retouch 
(=secondary flaking) ग्रतुशल्कन, श्रनुशोधन 


प्रस्तर उपकरण की छंटाई कर श्राकृति को एकसार और कर्तन 
धार को परिष्कृत करना । इमे द्वितीयक went भी कहते हैं। 


| CC-0. In Public Domain. UP State Museum Hazratganj. Lucknow __ 


ES 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


180 
अनशोध, परिष्कार, परिष्करण 


retouching 
अनशोधत अथवा अनुशल्कन को una 


Zo ‘retouch’ भी 
tribution प्रतिकल, प्रतिकर 
retribui 
स्त व्यक्ति तथा उसके समाज का संतुष्टि प्रदान करने वाला 
दंड | यह सिद्धान्त इस प्राक्कल्पता पर आधारित हे कि अपराध 
सामाजिक जीवन (संसार) के संतुलन का भंग करता है। ग्रतः 
इस संतलन को बनाए रखने के लिए अपराधी का उपयुक्त दंड 


देना श्रावश्यक है । 


क्षतिग्र 


ripsaw AIST श्रारी 
मोटे दांते की आरी जो लकड़ी काटने के काम आती है । 
Riss रिस 
यरोप में तृतीय हिमावती काल का नाम जो वतमान स सभवतः 
250,000 से 125,000 वर्ष पूर्वं तक रहा | 
rite संस्कार, धार्मिक कृत्य, अनुष्ठान 


धामिक ग्रथवा जादुई ग्रनुष्ठानो से संबंधित ग्रोपचारिक कृत्य 
या कर्मकांड जो परंपराजन्य होते हैं । अनुष्ठान अनेक प्रकार के होते 
हैं, जैसे व्यक्ति के जीवन से संवंधित (जन्म, विवाह, अंत्येष्टि), वाषिक 
मौसम से संबंधित अथवा कुछ विशिष्ट घटनाग्रों से संबंधित | 
rites-passage जीवन चक्र संस्कार 
(=life cycle rituals) 
वे अनुष्ठान जो किसी व्यक्ति के जीवन के उस मोड़ को व्यक्त 
करते ह जव वह एक अवस्था से दूसरी ग्रवस्था में प्रवेश करता है। 
ये अनुष्ठात धामिक प्रकृति के होते हैं तथा एक सामाजिक प्रस्थिति 
की समाप्ति और दूसरी के श्रारंभ को संस्थागत रूप प्रदान करते 
हैं । यह संस्कार विशेषकर व्यक्ति के जन्म यौवनारंभ विवाह तथा मत्य पर ` 
किए जाते हे । वैदिक काल के हिन्दु धर्म में जीवन के ऐसे सोलह 


सस्कारों का उल्लेख हे । 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foungation Trust, Delhi 1. 1 eGangotri | 


jtual i 
उपचार 
(विशेषण 
nie ) अनुष्ठान अथवा 
कमकांड से संबंधित 
उपासना पद्धति के विभिन्न X 
धामिक श्रनुष्ठानों के स cae जिनका स्वरूप 
ee ' सदभ म परम्परा TAIT पुरोहितों द्वारा निर्धारि 
किया जाता है। पुरोहितों द्वारा निर्धारित 


» कर्मकांड, कृत्य, | 
| 
| 


Zo Tite’ भी \ 
ritual continence 
श्रानुष्ठानिक निग्रह 
थवा जाति से संबंधित कारणों से दंपति 
सयम का ग्रनुपालन | ग्रादिम समाजों में 
' सामूहिक ग्राखेट, मृत्यु रादि के अवसरों पर निग्रह्‌ 


जादूई, श्रानुष्ठानिक ग्र 

द्वारा काम निग्रह अर्थात्‌ 

पुजा अनुष्ठान, युद्ध 
विहित हे । 

पात्रा murder शा 

आनुष्ठानिक हत्या | 

देवी देवताओं के प्रसादन श्रर्थात्‌ उन्हें प्रसन्न करने के लिए मानव | 

हत्या की TAT | 


river terrace नदी उत्तल 
नदी की धारा के कटाव और जमाव के परिणाम स्वरूप उसके 

तट पर सोपान बन जाते हें । समुद्र तल में उतार-चढ़ाव अथवा हिम- 
नदियों के जमने ग्रथवा पिघलने के कारण नदी की धारा में इस 
प्रकार का परिवर्तन होता है । प्रागैतिहासिक काल में इस प्रकार के 
अनेक नदी aa बने जिनके ग्राधार पर इत सोपानों से प्राप्त उप- 
करणों की तिथि निर्धारित की जाती है। i 


rock shelter शलाश्रय | 


आदिम ग्रावासों का एक रूप जिसमें मानव खड़ी शैल मालाओं | 


के मध्य अथवा नीचे ग्राश्रय लेता हो । यूरोप में नेक प्रागैतिहासिक 
स्कृति-श्रवशेष मिले हैं । श्राज 


स्थलों से शैलाश्रयों के नीचे उस काल के सं ET 

की अनेक ग्रादिम जनजातियां भी इस प्रकार के mai ee | 

करती हैं, जैसे श्रीलंका के वेहा तथा तस्मातिया द्वीप के ग्रादिवासी । 
1 CHD/77—13 


CC-0. In Public Doman, UP Ste Museum Hazari ५५०४७, लू UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
182 
भूमिका 


rol सामाजिक नृविज्ञात में यह स्थापित अवधारणा है कि समाज 
र्‌ क्‌ fae व्यक्तियों का TRI atch उनकी 
के वैज्ञानिक A ॐ | समाज अनेक भूमिकाओं से 


आवश्यक है ५ ता है 
भमिकाओं का WAIT रहते है। भूमिकाएं श्रृंखलाओं से 


व्यक्ति बदलत r 

बना पि म : 
ae sax पारिवारिक yam मे, माता पिता, संतान, पति 
बद्ध होता में उत्पादक मिलमालिक, मजदूर, 


श्रृखला 

आदि; व्यापारिक तया 

‘I आर केता आदि । प्रत्यक समाज अपना ue EIEN के 
विशे कर हे और उनको 

व्यवस पर प्रत्येक भूमिका से कुछ विशेष आशा करता है और उनक 

के > और उस समाज के सदस्य निरंतरता 


कुछ विशिष्ट रूप दता ह्‌ के 5 geen 
बनाए रखने = त्यातल 
व्यवहार और आचार वनाए रखने का प्रयत्न करते हैं । स 


परिवर्तन की अवस्था में afar के स्वरूप परिवर्तन का अत्यंत 
महत्व है । सामाजिक क्षमिकाओं के श्रध्ययन में लिटन ओर नाडेल 

९ 
का विशेष योगदान हे । 
rostrocarinate ye 
(विशे०) खंडित चकमक उपकरण जिसका आकार चील कौ 
चोंच से मिलता-जुलता है तथा जो पूर्वा इंगलैण्ड में पाया गया हे । 
(संज्ञा) श्रश्‍्मपिड जिसकी ऊपरी तथा निचली सतह चपटी होती 
ॐ तथा कर्तन धार नोकीली अथवा AT आकार का होता हे । इस 


प्रकार के उपकरण तृतीयक निक्षेप में प्राप्त हुए हे । परतु यदा- 
कदा यह पूर्व पुराप्रस्तर युग की कूदप्वां के साथ भी प्राप्त हुए 


चंचु आकार 


round scraper वर्तुल क्षुरक, वतुंल खुरचनी, TAA क्षुरणी 
एक छोटा गोल शल्क जो परिधि के चारों ओर से तेज किया 
हुआ होता है । इसे अंगुष्ठ क्षुरक भी कहते हैं। 
rubble हिमनदीय मलबा 
जल ग्रथवा हिम क्रिया से बने निक्षेप । 
rusticated pottery रक्षित मुद्भांड 
मृद्‌भांड जिसकी सतह को खुरदरा बनाकर aad किया गया 
हो । इसमें सामान्यतः भांड पर चिकनी fat का लेप लगाकर 
कुरेदा या ब्रश से रगडा जाता है । 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


a by Sarayu Foundaten Trust, Delhi and eGangotri 


) 
ruuruu 


सोसाइटी द्वीपों में लकड़ी से बना SS (पोलिनेशियाई) 
= ` x ARN रक्षा- वच जो 

ऊपरी भाग को ढकता है । इस पर i t शरीर के 
रस्सी द्वारा वांधी होती है | 5 शी मोटी गद्रीदार तहें 


S 


sacrament 


धार्मिक कृत्य, समारोह अथवा रथा fee सम संस्कार 

का प्रतीक कर विशो रर ९ सामाजिक. यथार्थ 

| प्रतीक समझ कर विशेष रूप से पवित्र तथा पुनीत A 

है। पुनीत माना जाता 

Zo ‘ritua’ और ‘rites भो। 
sacramental meal ्रानुष्ठानिक भोज 
नुष्ठानिक भोज 

rn NR भोज जो ईश्वर के साथ 

दात्म्य का प्रतीक होता है। ऐसा मानते हैं कि इसमें सम्मिलित 
होने वाले व्यक्ति के शरीर में ईश्वर का प्रभावकारी अंतर्लयन हो 
जाता है। 

‘sacra publica’ 

(=public sacrament) 


विशेषकर ईसाई धर्म में प्रचलित 


सार्वजनिक संस्कार 


प्राचीन रोम में प्रचलित लिबेरालियां ्रर्थात्‌ 16 मार्च को आयो- 
जित समारोह । यह समारोह रोम के युवाओं . द्वारा वयस्कता प्राप्त 
करने पर मनाए जाते थे। पारिवारिक वेदी तथा सार्वजनिक स्थान 
पर ग्रनुष्ठात करने के पश्चात्‌ लड़के को रोम के राष्ट्रीय देवता के 
मंदिर कैपिटाल में ले जाया जाता था। 
sacred 1. पवित्र, पुनीत 2. पारलौकिक 
अपने विशद श्रर्थ में इस शब्द से उन सभी वस्तुश्रों इत्यादि का 
बोध होता है जो किसी भी प्रकार से संरक्षित हों । ये सामान्यतः 
धार्मिक होती हैं परंतु सदैव नहीं । इस प्रकार ऐसी वस्तुएं 
धामिक, पवित्र ग्रथवा पुनीत होने के साथ साथ संरक्षित भी होनी 
चाहिए । इस श्रथ में यह शब्द आस्था एवं श्रद्धा का बोधक है । 
wa धर्म से असंबंद्ध वस्तुएं, व्यवहार, स्थान, प्रथाएं एवं विश्वास भी 
इस ग्रवधारणाः के अंतर्गत आ जाते हैं । जैसे--राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रपति 
की मर्यादा इत्यादि । j 


. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luck 


= 
y Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


184 
दर्भ मे इस शब्द का अर्थ कुछ संकीर्ण कितु सुनिश्चित 

दर्भं में इ त 

$ i SER उन वस्तुओं, विचारा, स्थानों इत्यादि की 
र ते, त्या सद को 
: aia से है जो प्रमं से संबद्ध होते के कारण क्षत तथा निविकार 

हे लौकिकता या क चनी बोध होत है 

ने जाते हं । साथ ही इससे TRA क्रा भी वोध होता है। 
माने जाते र्‌ 


पवित्र पदार्थ 


ject th जल र 
ull धामिक एवं अनुष्ठानों में प्रयुक्त वस्तुएं, देवी-देवताओं का श्रतिमाएँ 
धार्मिक एवं अनु T wet र्‌ 
कल्प एवं विभिन्न संस्कारं स ह5 1 वस्तुएँ पवित्र मानी 
तथा 
जाती हैं | 


d- society gues समाज, रूढिंगत समाज 
sacred: sS y 


ऐसा समाज जिसमें परंपरा के कारण स्थायित्व ग्रा जाता है 
ग्रौर जहां रीतिया एवं मान्यताएं र्ढ॒ और स्थिर हो जाता g । धम- 
निरपेक्ष समाज कीं अपेक्षा रूढिंगत समाज में मान्यताए तथा सामाजिक 


संबंध ग्रधिक व्यापक, प्राकृतिक तथा तिविरोध माने जाते हैं । प्राय: 


सभी आदिम तथा परंपरागत समाज धर्मरूढ समाज होते हैं। 


sacred thread यज्ञोपवीत, जनेऊ 

भारत में तीनों उच्च वर्णो के हिंदुग्रो--द्विजो--दारा दीक्षा- 

संस्कार के समय से पहना जाने वाला पवित्र धागा । यह सदव 

बाएँ कंधे के ऊपर से शरीर की दाहिती ओर पहना जाता हैं । यह 

संस्कार उनके सामाजिक जीवन में नए जन्म का द्योतक होता हे 

जिसमें व्यक्ति धामिक कृत्य संपन्न करने की पात्रता प्राप्त करता है। 

उसे गरु के पास बैठकर यज्ञ करने का ग्रधिकार मिलता है । वैदिक 

काल में यह संस्कार आठ वर्ष की आयु में शिक्षा प्राप्त करने के 

qa दीक्षा संस्कार के रूप मे. संपन्न किया जाता था । ऐसे दीक्षा 

प्राप्त लोगों को द्विज कहा जाता था! 

sacred tree पवित्र वृक्ष 

धामिक पेय सें संबद्ध वृक्ष । आदिम काल से वृक्षो के पूजन 

की प्रथा चली श्रा रही है । हिन्दू समाज में ध्रीपल, वरगद, विल्व, 
नीम ग्रादि वृक्षों को पवित्र माना जाता है। 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


i 
f 
१ 
7 
‘ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, eo | and eGangotri 


185 
sacred vessel 
है पवित्र पात्र 
ह पात्र जिसका प्रयोग धामिक क्रदो 
क के कृत्यां में क्रि 
4 al जाता 21 
saddle quern ; 
अवतल चक्की 
अवतल अम्मी (मलयालम) 
चवक का एक भाचीन खूप जिसके निलल लेन र की ऊमी 


सतह श्रवतल होती है तथा ऊपर का पत्थर मसनद के श्राकार का 


होता है जिसे निचले पत्थर पर श्रागे-पीछे चलाया जाता है । प्राचीन 
समथ में श्रनाज पीसने की केवल यही एक विधि थी। 


sambaqui समवाकी (दक्षिण ग्रसरोका) 
ब्राजील तट पर प्राप्त प्रागैतिहासिक किचिन मिडन घरा । 


sand bar .बालुका रोध 


समुद्र अथवा नदी तट पर जल प्रवाह को रोकने के लिए बनाई 
गई ara की भित्ति अथवा श्रवरोध। प्राचीन जनजातियों के ये ही 
ग्रादि बांध थे । 


sandia संदिया (उत्तरी ग्रमरोकी इंडियन ) 

न्यू मैक्सिकों की पूर्व-फ़ॉलसम (श्राखेट) संस्कृति से संबद्ध । 

इसकी विशेषता पत्नाकार शूल वेधनियाँ हैं जो फॉलसम वेधनियों की 

अपेक्षा लंबी, मोटी तथा भारी होती हैं तथा इनके निचले भाग पर 
पार्श्व स्कंध होता है । यह मूठ लगाने में सहायक होता है। 


1. टानो जन, जो न्यूमेविसको में सामुदायिक आवास में रहते हैँ | 
2. संदिया जन का एक सदस्य | 


-पेटिका, ताबत 
sarcophagus शव-पेटिका, 


पदार्थं की वनी शव पेटिका जो बहुधा 
> 

गिरजाघर या qa म॑ रखी जाती है | 

लंकृत पेटिकाश्रों मं रख कर 


प्रस्तर मिट्टी या ग्न्य 
अलंकृत होती है और प्राय 
प्राचीन fra की ममी इस प्रकार को शरे 
पिरामिडों में रख दी जाती थीं। 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


SSS 


DENE Doha 
igitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and 


186 
जंगलो, वन्य 


savage र ` y 
बह व्यक्ति जो आदिम अवस्था में "ह जा हो दारा ध्यात 


समाज का हो । विशेषण के रूप में यह शब्द आदिम समाज मे प्राथमिक 
अवस्था का बोधक होता हैं । 

अ्सम्यावस्था, ` प्राकृतावस्था 

बहुधा आदिम अर्थव्यवस्था वाले लोगों के लिए 5 साट 

माँगर्न के अनुसार मानव के सांस्कृतिक उद्बिकास का प्रथम चरण 


जिसमें मानव मत्स्य-आखेट, पशु श्राखेट तथा खाद्य संग्रहण से जीवन 
उद्योग-धंधे aad श्रादिम श्रौर सरल Fy 


savagery 


यापन करता था और उसके उ 
Zo ‘primitive’ भी । 
scalp dance कपाल नृत्य (उत्तरी अ्रमेरिडियन) 
नत्य जो कपाल एकत्रित करने के पश्चात्‌ कुछ अमरीकी इंडियनों 
द्वारा किया जाता था | कपालों को स्तंभ मं लगा कर नतक इनके 
चारों ओर घेरा वनाकर नाचते थे । यह नृत्य बहुधा युद्ध के क्रिया- 
कलापों का प्रतीकीकरण होता था। 


scapulomancy स्कंधास्थि प्राक्ख्यापन 
पशग्रो की अस्थियों के ग्रध्ययत द्वारा भविष्य का अनुमान लगाना। 
यह बहधा स्कंधास्थि को आग में गर्म करने के कारण पड़ी दरारों 

की व्याख्या द्वारा किया जाता हे | 


scarification क्षत-चिह्न 
शरीर सज्जा की एक विधि | 


scar tattoo क्षत गोदन, रंगहीन गोदन 
किना रंग के त्वचा पर रूपांकन करना । तस्मानी संस्कृति में 
इस प्रकार के रंगहीन गोदन को प्रथा प्रचलित थी। 

scheduled area | अनुसूचित क्षेत्र 
भारतीय संविधान के अध्यादेश 244 के पांचवें Hasse द्वारा 

निदिष्ट क्षेत्र जिन्हें विशेष प्रशासक्रीय व्यवस्था एबं सुविधाएँ प्रदान 

करने के लिए अनुसूचित किया गया था। 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu लप Pan Trust, Delhi and eGangotri 


scheduled caste 


‘cam क न अनुसूचित जाति 
भारतीय संवि ; अनुच्छेद 330 के अंतर्गत निर्दिष्ट Sie, 
scheduled tribe 


भारतीय संविधान के अनुच्छेद 
जनजातियां | 


scraper 


श्रनुसूचित जनजाति 
342 के sata निर्दिष्ट 


ख्‌ रचनी, क्षुरक, रांपी 
प्रागैतिहासिक प्रस्तर उपकरण जिसका प्रयोग संभवतः चमड़े 


या खाल को खुरचने तथा उसके निचले भाग में लगी चर्बी को हटाने 
तथा लकड़ी को चिकना बनाने के लिए किया जाता था । इसका मुख 
पष्ठ बहुधा ग्रनुशल्कित होता है। 


scree शेलमलबा 
पत्थरों का ढेर अथवा शैलीय मलवा | 
scythe दरांती 
चास अथवा फसल को हाथ से काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण । 
इसमें एक श्रर्ध-चंद्राकार फलक होता है जो एक लंबे मूठ से एक 
निश्चित कोण पर बंधा होता है । 


seance प्रेतावाहन बैठक (MIS) 
प्रेतात्मा के साथ संपक स्थापित करने के उद्देश्य से x 
गया अनष्ठान । श्रादिम एवं परपरागत समाजों में इस प्रकार 


जिनमें प्रेत का आह्वान कर ओझा उसके 


अनष्ठान बहुत प्रचलित sue 
माध्यम से कोई जानकारी प्राप्त करता है अथवा वांछित 


संपन्न करता है | 

l सेबिली (frer) 
संस्कृति से संबंधित | g पाषाण 
इसकी विशेषताएं € l 


द्वितीयक शल्कन 


उसके 
धत प्रस्तर द्वारा 
ड कर छोट थे 


J इसके हारा 
शल्क को ATS क्रिया । इसके दा 
एक पाइवं से छोटे-छोटे बहुत से शल्क उतारने की 


sebilian 
उत्तरी मिस्र की मध्यपाषाण 
चकमक उपकरण तथा सम्मिश्र शस्त्र 


secondary flaking 


CC-0. In Public Doman UP Sias कॉक UP State Museum, Hazratganj. L 


=| 
u Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


188 


शल्क सतह को प्रतिच्छेदित करते हैं। द्वितीय 


मख्य ३ क्रिय 
TAGE GS को अनशोधित करन के- लिए किया जाता 


ent सामान्यत उपकरण 


है । 
| Zo ‘retouching भो 
द्वितीयक . संबंधी 
किसी व्यदित के प्राथमिक संबंधी के प्राथमिक संवंधी उसके 
faar din कहलात हैं, जैसे दादा, दादा, चाचा, ताऊ, नाना, 
नानी, साला, मामा इत्यादि । मरडक कै gaat एक व्यक्ति के 


33 अलग प्रकार के द्रिवतीयक संबंधी हा सकते हैं | 


secondary relatives 


ग 
secret society | हूय समाज 
ऐसा aga संध जिसको सदस्यता प्रायः पुरुषा तक सीमित होती 
> और इसे समुदाय के अन्य सदस्यों से गुप्त तथा ग्रज्ञात' रखा जाता 


| इसके कुछ क्रिया-लाप सवके सामने किए जा सकत हैं परन्तु 


| उस समय इनमें भाग लेने वाला सदस्यों के चेहरे मुखौटों द्वारा ढके 
होते है । परंतु गुहूय के अधिकेतर क्रिया-कलाप कर्मकांडी होते हैं 
जो केवल सदस्यों की उपस्थिति में किए जाते हे । गृहय समाज जन- 


जातियों तथा सम्य समाजों दोनों म ही पाए जाते 
sect पंथ, संप्रदाय 
किसी संगठित. धानिक मत के ग्रतगत एक समूह जिसके अनयायी 


धामिक सिद्धांत तथा प्रथाग्रों में एक विशेष रूप का मान्यता दत 
. हैं जैसे--लिगायत, राधास्वामी, गारखपथी | 


self-immolation mamafa, aega 


किसी विशेष उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक सवके सामने आत्महत्या 
करना । 
self-preservation i आत्म-परिरक्षण 


1. अपने ग्रापको विनाश waar क्षति से बचाने की प्रचेप्ठा | 


2. व्यवहार की ऐसी प्राकृतिक अथवा नैसागक प्रवृत्ति जिसमें 
अपने अ्रस्तित्व को बनाए रखा जाए | ; 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


| 


. सेप्ट | 
कवीला जिसका म्रधिष्ठाता पि | 


'त- 


प्राचीन ग्राइरिश गण या 
सत्ताधारी होता था । प्राचीन अंग्रेजी में इस शब्द 
प्रकार के न्य समूहों के लिए किया गया है, विशेषकर ऐसे दम 
के लिए जो स्थानवद्ध हों और जिनमें वंशानुक्रम पुरुष और स्ती 
दोनों शाखाश्रों से माना जाता हो। यह दूसरा श्रयो 


का उपयोग इसी 


इसको ‘faq’ 


ड 
a | 


से WAT करता है। श्राजकल यह शब्द प्राय: ग्रप्रचलित 
दे० ‘sib? भी 
sequence dating अनुक्रम काल-निर्धारण 


गई एक विधि जिसके 
द्वारा पुरातत्वीय श्रवशेष में वस्तुओं का सापेक्ष कालानुक्रम ate किया 


जाता है । पीढ़ी ने लहरिया हत्ये वाले मृद्भांड खोजे जिनके हत्थे 


फिलन्डस पीढ़ी के द्वारा निकाली 


बाद में प्राप्त उसी श्राकृति के मुद्भांडों से कमः लहरदार हो गए। 
उन्होंने इन मुद्भांडों के साथ प्राप्त वस्तुओं को कालानुक्रमानुसार 
रखा । मद्भांडों की निरपेक्ष तिथि a जानते हुए, पीढ़ी ने उनके 
प्रयोग के काल को 70 भागों में वाँटा । मृद्भांड के प्रत्येक रूप की 
तिथि (श्रनुक्रम तिथि) S.D. 30 से 100 तक निर्धारित की । वाद में ज्ञात 
हुआ कि (s. D.) अनु० तिथि 79 वंशगत काल के लगभग आरंभ 
3200 ई०पू० का है तथा पीढ़ी ने श्रनुमान लगाया कि (S.D) अनुक्रम 
काल 30 अथवा जहां से श्रेणी ग्रारंभ होती है लगभग 4 
qo की है। ग्रभी के कार्वन-14 के परीक्षणों ने इन कालां कॉ ति 


a 


में कुछ कम कर दी है। 
4 कृषिदास 
serf जिसके छ ऐसी जमीन होती 
सामंतशाही में एक व्यक्ति जिसके पास कुछ एश Ewes ae 
WEIS as qq भूमि के स्वार्म 

है जिसका स्वामी वह नहीं होता TS SE ere करना पडता 
उस व्यक्ति को कुछ कर्तव्यों तथा सेवाओं का A निजी संपत्ति 

उस व्यक्ति क यी 

५ टं अपने स्वामी य 
है परंतु वह क्रीत दास की तरह 

नहीं होता | पा 
में सांप की उपासना ग्रथवा पूजा का 
'चजा व्यापक रूप से प्रचलित *। 


serpent worship 
धर्म का एक स्वरूप Ta 
जाती है | प्राचीन समय में इसका ६ 


C-0. In Public Domain. VS S State Museum, Hazratganj. Luckno = 


SS | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and | 


190 


तथा कुछ जनजातियों में तथा भारत के 


कुछ भागों में आज भी नाग 
पूजा की जाती है । अफ्रीका की जुलू जनजाति में इन्हे पूर्वजां का 
इन्हें घर में पालते हैं। 
अभिरेखण, ज्ग्राफितो 
1. कुछ प्राचीन कलाग्रों में व्यवहृत तकनीक जिसमें पहले शेली 
सतह को काला किया जाता हैं गौर तब बनाई गइ वस्तु का उद्भृत- 
प्रभाव देने के लिए उसकी रूप-रेखा के चारा म्रार खुस्चा जाता ह। 
2. मदमांड अलंकरण की एक तकनीक जिसमें काचित सतह को 
TATT पष्ठभमि में भिन्न रंग लगाए जाते हैं। 


अवतार मानते हैं और 


sgraffio 


shaman शसन 
आदिम समाजों में जादुई धार्मिक विशेषज्ञ । ऐसा विश्वास 
किया जाता है कि शमन में श्रलौकिक शक्ति का अथवा प्रेतात्मा का 
निवास होता है जिसमें वह रोग का उपचार तथा जनहित के ग्रन्य 
कार्यं करता है । इस कारण से शमन को समाज-विरोधी मान्यताओं 
और व्यवहारों की श्रनुमति होती हैं । 
shamanism शमन कल्य 
1. उत्तरी एशिया तथा यूरोप के यूराल-ग्रल्ताइक लोगों का धर्म 
जिसमें ऐसा विशवास किया जाता हे कि aai, पिशाचों तथा पितर 
AMAA का अदृष्ट संसार केवल शमन के प्रति अनुक्रियाशील होता है । 
2. धर्म का एक रूप जो इस विशवास पर आधारित है कि 
पारलौकिक शक्तियां एवं प्रेतात्माएँ व्यक्ति विशेष पार ग्रा जाती है 
A उस कारण उसकी जादुई क्षमता बढ़ जाती है और वह भविष्य- 
वाणी, रोगनिदान और उपचार कर सकता है और इसी प्रकार की 
अन्य दुर्घटनाश्रों से अपने समुदाय की रक्षा करने में सक्षम होता 
shrine ट्वा 
1. देव मंदिर, पुजागृह, पुज।स्थल 
2. चेत्य A 
ऐसे धार्मिक = जो किसी देवी R 
ee Pee AT जा किसी दवी शक्ति अ्रथवा «ग्रात्मा को अपित 
५1९] ग र जहा उस अथवा आत्मा 
हां उस शक्ति अथवा आत्मा के नाम पर पूजा, afa—— 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and all 
‘191 
जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। इसी 
F ; ° ' “भा कारण इन स्थलों झो 
जाता है । मो को पवित्र माना 


sib 


सिब, सगोत्र 


एकपक्षीय बंधुत्व (बंधु) समह को SA | 
त्ब (बंधु) मूह को सिव कहते हैं। 


दे० ‘Clan’ भो 
ibling हो 
sibling सहोदर (भाई या बहिन) 
एक ही माता-पिता की संतान । 


sibonga 


सिबोंगा (दक्षिणी श्रफ्रोका) 
दक्षिणी अफ्रीका में स्वाजी जन के पैतुक कुल का नाम । 
sibship सगोत्रता, कुलीयता 
एक हीं कुल WAIT बंश का सदस्य होना । सगोत्रता एकपक्षीय 
होती है । 


sickle हंसिया, दरांती 
फसल काटने का o क्षि उपकरण जिसमें एक वक्र फलक | 

हत्थे से जड़ा होता है । इसके हत्थे को पकड़कर उपकरण का अपना i 
ग्रोर खींचते हए फसल को कटाई को जाती हे । 


side-scraper पाश्वं, क्षुरक, पाश्वं क्षुरणी, | 
पाश्वं खुरचनी 


कर मोस्तारी काल में प्रचलित 


उद्योगों मं भा प्राप्त हं | 


एक शल्क-उपकरण जो विशेष 
था, परंतु पूर्व पुरापापाण काल के S धार 
2 कर्तन अथवा खुरचन धार हं ॥ Rig दा 

इसकी मख्य विशेषता तीद्रकतन AA पामर 
बनाने के लिए उपयुक्त शल्क के पाएवं पर हितीयक ane a 

ख्य g 
Git बहत-से छोटे-छोटे शल्क क्षत चिहण दारा इ अपेक्षा इसकी 
सतह पर कटान की जाती है । बहुत पतल cee करण भी 

उप 
कार्य धार कुछ-कुछ उत्तल हाती द! दुसे man 


कहते हैं। 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


l 


igitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


192 


ia चित्र (प्राचीन 
simulacrum त ( मिस्र ) 
प्राचीन मित्र के 
विषय-वस्तुग्रों, पशुओं 
ऐसा विश्वास था कि 
सहायतार्थ जाया करती था । 


तंबो में प्राप्त चित्र तथा लघ मतिया । ये दासो 
तथा दूसरे जोवों का प्रतिनिधित्व करती श्रीं | 
म अपने स्वामियों के साथ परलोक में उनके 


पाप-भक्ष 
sin eater = 


वह व्यक्ति जिसे मृत व्यक्ति के पापों को अपनान के लिए औप- 
चारिक रूप से धन दिया जाता है । प्रतीक र्य मे यह व्यक्ति शव 


के समीप रखा भोजन खाता हैं । 


sin offering पापसोचन बलि 


पाप दर करने के लिए वलि देना । विशेषकर प्राचीन यट्टदी 
धार्मिक अनष्ठान में प्रचलित पशु बलि जिसमें वेदिका पर उसके रक्त 
का लेप किया जाता है । पशु के चुने हुए तथा चर्वी वाले अंगों 


को वहीं पर जलाया जाता है और शेष भाग का गभगृह के बाहर 
जलाते हैं । 


site analysis स्थल-परीक्षण 

प्रावशेष स्थान पर रहने बाले व्यक्तियों के रहन-सहन, रीति-रिवाजों 

प्रादि के ग्रध्ययन के लिए उस स्थल के रासायनिक एवं भौतिक 
लक्षणों का विश्लेषण करना । 


skew chisel शलाकीय wat 
दंड से कोण बनाते हुए एक सीधी कर्तन धार वाली छेनी | 


slash and burn कर्तन दहन प्रणाली, झूम कृषि, 
(=shifting cultivation) स्थानांतरित कृषि 
कृषि की एक विधि जिसमें वृक्षों को काट कर जलाया. जाता 
हे आर उनका राख से भूमि को sat वनाकर कृषि की जाती हैं 
इस प्रकार को क्रषि द्वारा एक स्थल पर केवल Ho ही फसलें पैदा 
का जा सकती हे। सामान्यतः इस प्रकार की afl में हल-बैल तथा 
खाद ग्रादि का उपयोग नहीं किया जाता । इस कृषि को स्थानांतरित 


' CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


193 


कृषि भी कहते हैं क्योंकि क्षक दो तीन फसलो के said 
+> = = कार क॑ 9 4५५६ स्थान बदलते = 
cue "a प्रकार की कृषि भारत की कुछ जन-जातियों = 
न्यूगिनी, ्रफोका तथा दक्षिणों sorter के नेछ भाशी मे ' 
> ग्रभी भी 


प्रचलित हैं । सांस्क्रतिक नृविज्ञानियों का अनमान है fr 
K3 ह IF 


की कृषि का प्रारंभ नवपाषाण युग में हुञ्रा था। नम ARC 
sledge A 
ज 


य उत्तरी ध्रुव प्रदेग के एस्किमों दारा प्रयुक्त वाहन । इसमें पहिए 
नहीं होते परंतु तल पर परियां लगी होती हैं जो इसे जमी बर्फ 
पर फिसलने में सहायता दता el इस वाहन में कुत्ते अथवा वारहसिहें 
जोते जाते हैं श्रौर इसका उपयोग सवारी और माल ढोने क्रे लिए 

किया जाता है । 
sling गोफन, पला 
प्रस्तर खंड अथवा गोलियाँ फेंकने का एक प्राचीन शस्त्र। इसमें 
एक चौड़ा पट्टा होता है जिसके दोनों सिरों पर डोरी बंधी होती 
है या एक सिरे पर डोरी तथा दूसरे पर हल्की छड़ी बंधी होती है । 
पट्टे के बीच में पत्थर रख कर डोरी के दोनों सिरों को पकड़ कर 
इसे जोर सें घुमाया जाता है और फिर उसका एक सिरा ढीला करके 
इसमें रखे पत्थर को ग्रपकेंद्री बल के द्रारा निशाने पर फेंक दिया जाता है 
snare-frap फंदा-पाश 
ऐसा पाश जिससे भागते हुए पशु को फंसाया जाता है । इसमें पाश 
को इस प्रकार लगाया जाता है कि शिकार का सिर फदे में ग्राजाए 
git उसके श्रागे बढ़ने से फंदा उसके गले में कसता जाए। 
soan (sohan) 1. सोन नदी (सोहन) 
2. सोन संस्कृति 
पश्चिमी पाकिस्तान की पुरापापाण काल की asa संस्कृति | 
social anthropology सामाजिक नृविज्ञान 
भिन्न प्रकार के मानव समाजों का तुलनात्मक ae E 
हए मानव समाज की प्रकृति की खोज सामाजिक क E 
है | इसमें ग्रादिम समाजों, वन्य कवीलों ae wae 
ग्रध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जाता है । 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
194 

दों में सामाजिक नविज्ञान मानव समहों तथा उनके 

ae । इस सिद्धांत क अनसार आधुनिक एवं 

व्यवस्थित अध्यय भी सामाजिक नृविज्ञान की 


क्रोवर के २ 
व्यवहारों का विज्ञान 
शिक्षित समाजो का 


सीमा के अंतगत grat है । 
सामाजिक अ्भिवृत्ति 


social attitude k- 
एवं मान्यताओं पर आधारित 


समाज विशेष के गूरी 
ग्रभिवृत्ति | 


social authority सामाजिक प्राधिकार 


समह-आद्शो के लिए स्थापित एक मूल्य-प्रणाली की 


सामान्य ९ co 
श्रेष्ठता स्वीकार करना जा संस्थागत रूप धारण कर चुका हा तथा 
हो | 


जिसे सामाजिक नियंत्रण की मान्यता प्राप्त 
social behaviour सामाजिक व्यवहार 
समदाय के सदस्यों का व्यवहार जो ऐच्छिक हो 


समह श्रथवा समुद 
और जो उस समाज श्रथवा समुदाय के नियमों और मान्यताग्रा के 
अनुकूल हो। 
social change सामाजिक परिवतेन 
सामाजिक संरचना, संस्थाओं, आदतों Waal समाज के ग्न्य 
उपस्करों में पहले की अपेक्षा अंतर श्रा जाना | 
social contact सामाजिक संपर्क 
व्यक्तियों ग्रथवा समूहों में पारस्परिक संबंध । 
social control सामाजिक नियंत्रण 


समाज के नियम तथा मानक जो उस समाज के सदस्या के 
क्रियाकलाप एवं व्यवहार को रूढ़िगत अनुशास्तियों तथा ख्रौपचारिक 
सामाजिक विन्यास के अधिरोपण द्वारा सीमित करते है 


social equilibrium सामाजिक संतुलन 


सामाजिक जीवन में अनेक प्रकार के सामाजिक sca उपस्थित 
रहते हैं । इन तत्वों की 'बहुलता के वीच पारस्परिक संबंधों में किसी 
प्रकार का संतुलन समाज में स्थायित्व ग्रोर सततता' बनाए रखने 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


veo | 
| by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
195 


a लिए क > 
के लिए आवश्यक है । सामाजिक 


की संतुलन ग्रव ' संतुलन की यह धारणा 
वक्र एक दसरे STRAT पर आधारित जिसमें दे ह गणित 
वक्त एक दूसरे पर प्रभाव ` "भम दो विभिन्न प्रकार के 


= = F) डालते हुए किसी 
ल य g स 
ib आता ह मिलन छोटो अवधि a 
हा | इतत सकलाना का भयात teh 
संरचना के सेद्धांतिक अध्ययन में कि DA 
उ 


केहि एक विदु पर मिलते 
लए श्रथवा दीर्धकालिक 


ब्राउन ने सामाजिक 


social institution k | 
i Soi | 
संरचना जो मख्य रूप i सामाजिक संस्था || 
द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की (5. ~. सुव्यवस्थित विधियों | 
sl मि को पूर्ति के लिए संगठित की जाती 
। इसको स्थापना संपूर्ण समाज की छा ara जाती 
होती हे । किसी भी संस्था में वहां की परम्पराएँ स्वीकृति से 
लोकविधि, प्रकार्य श्रादि सम्मिलित रहते SPN यार 


समाज की वह 


pw 


जिन्सवर्ग के मतानुसार सामाजिक प्राणियों 
या वाह्य विषयों के प्रति पारस्परिक संबंधों 


के एक दूसरे के प्रति 
तासा Sa के सुनिश्चित रूप व 
प्रकार को संस्था कहते हैं | g व 


ial integration 
goci 5 सामाजिक एकोकरण, 


सामाजिक समाकलन 

सामाजिक एकीकरण श्रथवा समाकलन से तात्पर्य उस सामाजिक 
स्थिति से है जिसमें समाज की विभिन्न घटक इकाइयो एक दूसरे पर 
ग्राश्रित हों और उनके बीच ग्रन्योन्याश्रितता का यह संबंध-किसी सीमा 
तक स्थायी हो । इससे प्रक्रिया ग्रौर परिणाम दोनों का ही बोध होता है । 


socialization = 


जन्म से ही प्रारंभ होकर जीवनपर्यन्त चलने वाली एक सतत 
सामाजिक प्रक्रिया जो व्यक्ति को समाज का सदस्य बनाती हे । 
बाल्यकाल में इसका प्रभाव सबसे गहरा होता है । समाज विशेष 
के विश्वासों, धारणाग्रों, प्रथाग्रों श्रौर मान्यताश्रों. को व्यक्ति द्वारा 
ग्रहण करवाना इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है । यह कार्य दो प्रकार 
स होता है--(1) बच्चा या व्यक्ति अपने से वडे ग्रथवा श्रष्ठ 
व्यक्ति. का अतुकरण करता है, wie (2), वडे थवा श्रेष्ठ व्यक्त 
दूसरों को समझा-बुझाकर सामाजिक मात्यतास्रों से ग्रवगत कराते हैं। 


E 0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
196 


सामाजिक संगठन 

~ मिकाम्रों और 
में संबंधों के ताने वाने, सामाजिक US भूमिका 
समाज में बंधो, एवं ऐसे समूहों के संगठन को--जिन्े 
AANS संपत्ति, अधिकार तथा प्रस्थिति के 
है सामाजिक संगठन की संज्ञा दी 


social organization 


+ SIS 
Faal क 
आय, लिंग, वंधुत्वः ग्रावास, 
आधार पर संगठित किया जाता 
जाती है । | | 
कर्थं ने सामाजिक संगठन gic सामाजिक संरचना के 
रेमंड फ र i SAR ती 
sea स्थापित किया हैं जो उनके पूर्वं की वैज्ञानिक दर 
नह त फर्थ के ग्रतुसार संस्थागत संवंधा के ताने वाने 
नहीँ T j i 
$ कहा जाना चाहिए । परंतु सामाजिक संगठन 
से तात्पर्यं गतिशील श्रोर वास्तविक सामाजिक संबंधों ns है । इस 
प्रकार सामाजिक संगठन सामाजिक प्रक्रिया का वाधक ह । 


social rite सामाजिक संस्कार 


Zo ‘rite, ‘ritual’, ‘sacrament’. 
social sanction सामाजिक अनुशास्ति 


समाज द्वारा व्यक्ति ग्रथवा समूह के ग्राचार-व्यवहार के 
निर्धारण के हेतु स्थापित मानदंड; एवं व्यक्तियों द्वारा उनका ग्रनुपालन 
न करने पर समाज स्वीकृत दंड व्यवस्था । सामाजिक संस्वीकृतियाँ 
समाज की अलिखित विधि या कानून होती हैं | 


socketed celt सकोटर Ace 


xa Of 


ऐसी ae (आदिम कुल्हाड़ी) जिसमें दंड लगाने के लिए गर्त 
होता है । इस प्रकार की सेल्ट में दंड लगाने के लिए दंड के सिरे 
को चीरना नहीं पड़ता | यह उत्तर कांस्य युग का प्रमुख 
उपकरण था। 


Solutrean epoch सोल्यूत्रो काल (यूरोप में) 


रिग्नेशी के बाद तथा मग्दालीनी से पूर्व का उत्र पुरापाषाण 
काल | विशिष्ट रूप से पत्नाकार और दोनों ओए से शल्कित प्रस्तर 
उपकरण इस युग की विशेषताएं ži 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


197 
sorcery 


एक प्रकार का भ्र 
जादुई भ्रभिचार ल्ल भचार 
रक्षा तथा रोगों से मुक्ति पाने सि का प्रयोग दैवी 


` 


à 

इसके द्वारा प्रावख्यापन भी करते किया जाता है । कभी-कभी 
ऐसे श्रभिच Sang 

में ऐसे अभिचार प्रचलित है। mame प परंपरागत समाजो 

मिलते हैं । में भी इसके प्रमाण 


sororal polygyny 


वहुपत्नी प्रथा का वह्‌ रूप जिसमें क स्वसृक बहु पतनी-प्रथा 
बहिने होती हैं ' IU की पत्नियां परस्पर 


सांरोरेट, साली विवाह अधिकार 
स्वसुकता 
दती यक अयवा ग्र 
वा aaa विवाह की एक प्रथा जिसमें पुरुष 
पत्ना क नृता के वाद सपुर के परिवार नो यया Sa) soy 
पत्ता का छाटा बहिन के साथ विवाह करता है । कितु यह नियम 


N 


A रूप में ही लागू होता हे, श्रधिकार रूप में नहीं | 


ileg 
sortilege रमल विद्या 


भाग्य पत्रकों द्वारा प्राकडप्रापत करने की विधि । प्राकख्यापन 
की यह संभवतः सबसे पुरानी विधि मानी जाती है । 


soul ग्रात्मा, जोवात्मा 


एक विश्वास जिसके आधार पर शरीर का ग्रभौतिक अंश या 


तत्व शरीर में प्राण का संचार कर प्राणी को जीवत प्रदान करता 
है। 
Q 


soul loss गतात्मावाद; 
जीवात्मा हानि 


रोग, का आदिम सिद्धांत जिसके अनुसार कोई बीमारी शरीर 
में से आत्मा क्ले चले जाने के कारण होती है । श्रात्मा का प्रस्थान 
waar हाति जादुई अथवा ग्रालौकिक कारणों से होती है । 
1 CHD/77—14 


| CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Do O 


OOS _ett~— 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
198 
बल्लम, नेजा, शूल 
spear as i र; 
दहे दंड तथा नकीले धारदार सिरे अथवा फलक को धोपने 
द ab स्स _ 
अथवा फेंके जाते या वार करने वाला AA । इसका प्रयोग युद्ध 
प्रथव y 
अथवा आखेट में किया जाता है । 
शलाग्र 


qa के प्रभाग को जो दंड का ही एक भाग हो अथवा अलग 


से जुड़ा हो, शूलाग्र कहते हैं। 


spear head 


spear thrower uA GERY, 
भल्ल प्रक्षेपक 
शल, शर ग्रथवा भल्ल फेंकने के लिए प्रयुक्त एक यत्न । 
spell संत्र, जादू टोना; 
संत्र प्रभाव 
कुछ शब्दों का समुच्चय जितका उच्चारण कर श्रथवा जिन्हे 
गाकर जादुई प्रभाव डाला जाता है । मंत्र जादुई सूक्ति होते हैं। 
spondylus शंख-ग्ाभूषण 
नवपाषाण यूरोप में ग्राभूषणों के लिए प्रयुक्त शंख । 
status (social) (सासाजिक) अस्थिति 
सामाजिक प्रस्थिति at wa है समाज में व्यक्ति का संस्थागत 
स्थान जिसके आधार पर उसके सामाजिक कर्तव्यों और ग्रधिकारों 
का निर्धारण होता है । 
वैज्ञानिकों ने सामाजिक प्रस्थिति को समाज तथा सामाजिक 
संरचना की इकाई मानता है और उनके अनुसार समाज का वैज्ञानिक 
ग्रध्ययन सामाजिक प्रस्थितियों के ग्रंतःसंबंधों के अध्ययन द्वारा ही 
संभव है | 
Zo ‘role क्री l 


sate शिलापट्ट, उत्कीर्ण शिलापट्ट 
© 


स्थर का पट्ट अथवा स्तंभ जो प्रायः नकूकाशी वाला ्रथवा 
उत्कोणित , होता है और स्मारक के लिए प्रयोग किया जाता है। 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ee 


Digitized by Sarayu Foundatign Trust, Delhi = | eGangotri 
step flaking 


ऐसा wert जिसमें आघात की शक्ति प्रस्तर SSR GH 
पहुंचने से पहले समाप्त हो जाती ह के दसरी आर 
ग्राकार के वनते हैं। मध्य पुरापाषाण aa ` क्षतचिह्न सोपान के 
लिए इस प्रकार का शह्कन 


व्यापक रूप से किया जाता a 


> जाफरी Reed संस्कृति ( 
पूर्वी भ्रफ्रीका तथा केप प्रोविन्स की मध्य श्रत्यंत 
शल्क उपकरण तथा मोस्तारी त 
विशेषताएं हैं। 


stillbay culture 


पूर्वी अफ्रीका ) 


एस RAE नूतन संस्कृति । ia 
था सॉल्यूत्री प्रकार के शस्त्र इसकी 


stratigraphy 1. स्तरिकी, स्तरक्रम विज्ञान | 
2. स्तर-विन्यास 
1. भूविज्ञान की एक शाखा जिसके ania भमि के स्तरों की 


उत्पत्ति, रचना, वितरण तथा श्रनुक्रम का अध्ययन किया जाता है। 


वीय उत्डनन में प्राप्त पदाथों के श्रापेक्षित स्थानों के 
स्तरीय श्रध्ययन हारा संस्कृति तथा लोगों के कायिक रूपों में 
कालानुक्रम का निर्धारण । 


2: 30106 
ò 


striking platform प्रहार पट्ट 
gamis पर बनाई गई छोटी चपटी सतह जिस पर उपकरण 

बनाने के लिए आवश्यक श्राघात करना संभव हो । 
stringed instrument तंद्री वाद्य 
एक वाद्य यंत्र जो कसे हुए तारों को ग्रंगली, Ta ग्रथवा मिजराब 


K) 


~ 


द्वारा छेड़कर बजाया जाता है । इकतारा, सितार, इरराज, दिलरूबा | 
९-३ > कुछ = = i 
वायलन, सारंगी इत्यादि कुछ प्रमुख तंत्री वाल है! i 


: संरचित साक्षात्कार i 
structured interview x i 
विधि जिसमें साक्षाल्कर्ता पाव से पूर्व tt 
साक्षात्कार की _ एक विधि जिस में वांछित जानकारी | 
निश्चित प्रश्‍न पूछ कर प्रस्तुत विषय के सेवे | 
प्राप्त करता है । | 

© 


उपसंस्कृति, प्रादेशिक संस्कृति 


sub-culture + विभिन्न प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय रूप। 


किसी विशाल संस्कृति के 


सन्स 


>> कस्य 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hezratgani Lucknow Hazratganj. Lucknow 


ME 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
200 


sub-group STATIS 
किसी विशाल समूह के अंतर्गत छोटे समूह | 

succubus स्वप्न राक्षसी 

(साचो स्त्री का खूप धारण कर रात पे मनुष्या को 

ग्राक्तांत. करती है और स्वप्न में पुरुषों के साथ सभाग करती है। 

‘A law saagaa- faata (रोमन) 


13वीं तथा 15वीं शताब्दियों में प्राचीन रोम में प्रचलित एक 
सामान्य कानन जो कपड़े, खाने तथा फर्नीचर क॑ व्यय पर प्रतिबंध 
लगा कर निजी जीवन में अ्रपव्यय को रांकता था | 


mi जावी गहरा उद्भृत, निम्नोच्त्रि 
(=cavo relievo) 
ऐसा उद्भूत जिसमें समतल सतह पर मूर्ति की कृतियाँ उभरी 
हुई या उत्कणित हों। 


supernaturalism अलोकिकतावाद, अतिप्रकृतिवाद, 
अतिप्रकृतवाद 
प्रतिप्राकृतिकता ग्रथवा ग्रलोकिकता में विश्वास । एक सिद्धांत 
जिसके अनुसार अस्तित्व की वास्तविकता प्रकृति के परे है और एक 
अदृश्य शक्ति प्रकृति तथा मनुष्य का नियंत्रण तथा मार्गदर्शन 
करती है। 


टायलर तथा अन्य कई नृवैज्ञानिकों ने इसे धर्म का मुख्य लक्षण 


माना है । 
Zo ‘animism’ भी | 
superorganic ग्राधिजेव 
नृविज्ञान की दृष्टि से पशु और मनुष्य में मुख्य ग्रंतर यह है 


कि वातावरण से ग्रनकलन के लिए पश के शरीर में वरण की प्रक्रिया 
द्वारा जेविक भेद उत्पन्न हो जाते हैं जब कि मनष्य उसी उद्देश्य की 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, cians | and eGangotri 
201 


पूर्ति के लिए सांस्कृतिक तत्वों 
होते । इस श्रर्थ में कोबर ने 


करता EU -> जैविक 
i जा जैविक नहीं 
संस्कृति को R क नः il 
स्ति को अधिजेव ane | 
superstition 
पहले चले SS 
हले से चले था रहे विश्वास 
पर ग्राधारित नहीं होते परंतु दैनिक जीवन में व्यक्ति उनके Hi 
कार्य निर्धारित करते हैं । उनके आधार पर 


survey 


जिक श्रनसंधान की सर्वेक्षण 
सामाजिक पंधान की एक x 
काईयों के A az क विधि। इसमें विशिष्ट क्षेत्र ग्रथवा 
इकाड्यो समूह, जसे सामाजिक समूह mi 
जाता हे । इसमें क्षेत्र अथवा के या 
टॅ अथवा समूह के किसी पः A 
वस्थित रूप में एकलित त समूह के सी पक्ष के ग्रांकड़ों को 
ae 'र उनका विश्लेषण किया जाता है और उसके 
ग्राधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जाता है । 
swinging blow technique दोलाधात प्रविधि 
उपकरण निर्माण की एक प्रविधि। इसमें अ्रश्मपिड से बड़े 
शल्क उतारे जाते हैं। इसे चमड़े के पट्टे से बांध दिया जाता है 
तथा पट्टे के दूसरे छोर को एक लकड़ी की तिपाई से aia दिया | 
जाता हैं और फिर पिंड को de की तरह झुलाकर निहाई से i 
टकराया जाता है । 


sympathetic magic ` ससानुभूतिक जादू | 
वह जादू जो इस सिद्धांत पर ग्राघारित हो कि एक वस्तु 
अपने जैसी दूसरी वस्तु को प्रभाबित कर सकती है- जैसे पुतला | 


i 

अभिचार | | 

i 

Zo ‘imitative magic’ भी i 

संपारिस्थितिकी i 

synecology | 


जिसमें पारिस्थितिक समुदायों 
पौरिस्थितिकी की एक शाखा जिसमें पारिस्थितिक र 
की संरचना, विकास और वितरण का अध्ययन पर्यावरण 


में किया जाता है । 


HT 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


202 
T 


s 


aq, तिबेध, वर्जना, वर्जन 
i जिसके बारे में 1777 ३० में सर्व 
टेब एक Gh aa था | इसका अर्थ है समाज हारा 

ated कुक J a 2 = a 
MARG Pi वर्जनाऐ। एंसा विश्वास as जाता k Th y 
उल्लंघन करने से व्यक्ति को अपने श्राप दड oe eet, rary 
रक्त, मृत व्यक्ति, युद्ध से लोटे योद्धा, रजस्वला ₹ 1 TA के 
अपरिचित व्यक्ति, तथा विशेष प्रकार की संपत्ति या टोटेम का स्पर्श 
या संसर्ग निषिद्ध माना जाता हूँ | दू अथवा निषेध are समाज 
को. सबसे प्राचीन अलिखित विधि है। टैबू का उद्देश्य साधारण तथा 
` झालौकिक, पवित्र तथा अपवित्न दीनों का नकारात्मक अनुष्ठानों 
द्वारा भ्रनरक्षण करना है । इसीलिए टबू का संस्कृति के नकारात्मक 


प्रतिवार्य तत्व कहा गया हैं । 


tabooed person 
व्यक्ति जिसका संपर्क निषिद्ध माता जाए | जैसे दीक्षा संस्कार 
समय यवक, ऋतु धर्म श्रथवा प्रसूति के समय स्त्री, नवजात शिशु 
रोगी, शव तथा पौलिनेशियाई मुखिया इत्याद | 


इस प्रकार की वर्जना का उद्देश्य दुवंल व्यक्तियों, स्त्रियों, शिशुओं, 
प्रोहितों तथा साधारण जनों को संरक्षित करना होता हे । 
वर्जना का उल्लंघन करने वाला स्वयं भी ea हो जाता है । इसका 
दोष निवारण प्रायश्चित तथा शुद्धि संस्कार द्वारा होता है । 


taboo word निषिद्ध शब्द 

ऐसे शब्द जिनका प्रयोग निषिद्ध हो । जेसे--किन्हीं संबंधियों, 

टोटेम अ्रथवा AT कुछ वस्तुओं के नाम का उच्चारण निषिद्ध 
होता है । 

tabular flint ae चकमक 


` 


सपाट आकार का चकमक जो कुछ इंच मोटी "परत के रूप में 
मिलता है । 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
203 | 
दक्षिण भारत के कुछ भागो मे ers ताली | र 
TT a T पहिनाया जाने वाला सोने ANGERS i 
में बिधा हाता हे भ्रोर जिसे सुहाग का व आभूषण जो सूत्रों ti 
इसे पति के जीवन काल में पहनती हैं। 5 मानते हुँ । स्त्रियां ji 
हुँ | 
E 
. e re n || f 
tali-tying ceremony ताली Sze कल्याणम oo |, 
र (; f 


ताली बांधने को प्रथा 


केरल के नायर समाज में प्रचलित एक 
करने पर कन्था को आनुष्ठानिक रूप से रा a 
उसके गले में ताली पहनाई जाती है । कुछ काल a a 
अवसर पर उसी समुदाय का कोई श्रेष्ठ पुरुष, पुरोहित ग्रथवा ब्राह्मण 
उसका कामाय भग करता था तथा उसके बाद ही समाज उसे प्रेमी 


स्वीकार करने की अनुमति प्रदान करता था । ग्रव इस प्रथा के 
दूसरे भाग का लोप हो गया हैं और यह केवल कन्या के दीक्षांत 
समारोह के रूप में प्रचलित है । i 


tamberan तंबिरान (न्यूगिनी) 
न्यूगिनी की बहुत-सी आदिम जातियों में प्राप्त एक धामिक | 
संप्रदाय जिसमें बुलरोरर तथा मुखौटों का प्रयोग विशेष रूप से होता है। । 


| 
Tampanian (cuitare) तेपेतियाई (संस्कृति) | 
मलाया में प्राप्त एक प्राचीन संस्कृति जिसकी प्रमुख विशेषता 
खंडक उपकरण थे | ः 
tanged point चूलदार gaat, टेंग वेधनी f 
t=} 
जिसे | 
मौस्तारी संस्कृति में उत्तरी अफ्रीका का एके sn | 
अफ्रीकी उपकरण भी कहते हैं। यहां का अं क | 
> ध T 3 मोस्तारी व 2 { 
तेरी बेधनी' हे । इसका आकार मौ चल होती है | उस पर | 
त्रिकोणिक होता है । कितु इसके आधार TOUS 
काणक हाता ह सुविधा होती है । आदिम 
भालाशीव की भांति मूठ लगाने की सुव ह 
; ४ हे ara आखेट अस्त्र था । 
मातव का यह एक यथेष्ट प्रभाव à 


| In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow j 


O 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
204 


ताराप्पस 


` „tarappam 
लक्ष द्वीय का जल बेड़ा। 
taravad STS (तरवाड़) 
केरल के नायर समाज की मातृस्थानिक सामाजिक संरचना 
जहां परिवार के सभी सदस्य अपने मातृ परिवार में रहते हैं। इन 
परिवारिक संकुलों की विशेषताएं निम्त हैं 
1. मातृवंशीय सदस्यता 2. एक हो स्थान पर निवास 
3. संपत्ति पर अधिकार 4. एक ही प्रमुख या कर्णधार द्वारा संचालन 
तथा 5. सामाजिक श्रनुष्ठानों और संस्कारो को सपन्न कराना । 
तरवाड़ के बाहर मूल परिवारों की स्थापना होने पर भी तरवाड 
की मूलभावना या विचारधारा नहीं बदलती । 
इस प्रकार की सामाजिक संस्था लक्ष द्वीप तथा अत्य कई 
तटवर्ती AN में भी मिलती है । 
Tardenoisian culture aA संस्कृति 
पूर्वमध्यपाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित जिसकी प्रमुख विशेषता 
ज्यामितिक ग्राकार के छोटे चकमक उपकरण थे। कुछ विशेषज्ञों 
के मतानुसार यह संस्कृति ग्रजीलियाई संस्कृति की समकालीन कॅप्सियाई 
संस्कृति का उत्तरवर्ती (उत्तर दिशा की शोर) उन्नत स्वरूप है। 
tatoo  गोदन, गोदना 
शरीर पर सूइयों से गोद कर चिह्न बनाना तथा रंगों को भर 
कर तरह-तरह के नमूने वनाना। ग्रादिम समाजों में गोदन शरीर 
अलंकरण का विशेष साधन है। ओशेनिया में ऊंचे स्तर के पोलिनेशी 
प्रमुख बहुधा आपादमस्तक गोदन से सजावट करते हैं। 


tatooer गोदने वाला 
वह्‌ व्यक्ति जो शरीर पर गोदना गोदने का कार्य करता है। 


Tayacian culture तयासी संस्कृति 


क्लकटोनी तथा मोस्तारी संस्कृति के सध्यकाल at संस्कृति 


जिसकी विशेषता साधारण रूप में गढ़े हुए समोत्तल (समतलउत्तल) 
शल्क उपकरण Zl 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


205 
इस काल में प्रचुर-क्षरक 
sas अच्छ SS ! a उपकरण 
7 वहुत श्रच्छे अनगढ़ चाकू पाए गए > ns Sal 
| मिले हैं कि जिन कोडों तथा न 
के लिए शल्क उतारे जाते थे 


eo we भ ï 
प्रयोग किया जाता था। भी बंक उपकरण 


teknonymy 
बंधत्व की एक : अनसंत i 
AA प्रथा की एक परिपाटी जिसमें वर ति संबोधन 
mat नाम सेन पुः ' व्यक्तियों को उनके 


कार कर उनके बच्चों 
a जैसे LA, ES £ “aT के नाम à arte 
जाता है जैसे 'शीला की मां' अथवा 'राम ae : pg 


$ (मिट्टी को) सोडूना 
को गीला कर मसलना | 


tempering (of clay) 


भांड बनाने के लिए मिट्टी 


temporary residence 
अस्थायी aTa 


यायावर जन-जातियों द्वारा कुछ कालं के लिए शाखा पत द्वारा 


निमित अस्थायी आवास। 


marriage 
term s सावधि fang 


संविदा विवाह की एक रीति जिसमें विवाह एक विशेष अवधि 

के लिए किया जाता दे। इस अवधि के वाद विवाह भंग (बातिल) 

माता जाता है। इथोपिया तथा पूर्व के देशों में यह प्रथा प्रचलित है। 

term of address (kinship) संबोधन शब्द (बंधुत्व) 
Zo kinship भी 


term of reference निर्देश शब्द (वंधुत्व) 
(kinship) 
केसी संबंधी को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त बंधुत्व शब्द । 
Zo ‘kinship’ भी 
सोपान कृषि 
प्रतीय क्षेत्रों में पर्वत श्रेणियों की ढलानों अथवा AHS स्थलों 
को सीढ़ियों के श्राकार में तैयार कर खता करना । 


terrace cultivation 


C-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
————————— 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
206 


तीय 
tertiary era SOURED LIS 


नतन जीव महाकल्प के समझप भूवैज्ञानिक काल जिसमें भ्राल्प 

नंत" हापर्वती aaa ae PN * 

काकेशश हिमालय तथा अन्य महापर्वतीय NATA को संरचना 
ty a x था इस -> ~ 

af थो। इस युंग के प्रमुख पशु सरीसृप थे तथा इस कल में 

86५ enc) 2 कास > थ 

प्रारम्भिक स्ततधारी पशु्यों का भी उदिकास हो रहा था। 

तृतीयक संबंधी 


tertiary relative 
के प्राथमिक संबंधी के द्वितीयक संबंधी । 


किसी व्यक्ति 


theism ईश्वरवाद 
` ङइश्वर के अस्तित्व में विश्वास। 
A Ce 
theocenfricism इश्वरकन्द्रवाद 


~ ` 


ईश्वर को जीवन आर जगत का केन्द्र मानना तथा उसी को चरम 
एवं अंतिम महत्व देता। 
theogonic myth देदोत्पत्त मिथक 
मिथक जिसमें देवताओं की उत्पत्ति तथा वंशावली के बारे में 
वर्गनाएं हों। 
theolatry देव पुजा 
देवपूजन का नियम या प्रचलन । 
theomancy देव प्रावब्यापन, देववाणी प्राक्ख्यापन 
दिव्यवागी-अर्थात्‌ शकुन-अपशकुन द्वारा प्राक्ख्यापन करना, जैसे श्राकाश 
में धूमकेतु नक्षत्र को देख कर राजः की मृत्यु की भविष्यवाणी की जाती है । 
theomorphism देवरूपवाद 
1. किस वस्तु अथवा व्यक्ति को देवरूप में मान्यता देना । 
2. देवरूप में प्रस्थापित करने की दशा। 


thedph 
edphagy देव (प्रतीक) भक्षण 


देवता का पशु-मूति श्रथवा अन्य किसी प्रतीक के रूप में संस्कारिक 
2 जा साधारणतः ईश्वर की शक्ति का अवशाहन करने श्रथवा 
Tera के लिए धामिक अनुष्ठान के रूप में क्रिया जाता है। 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
iS 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


207 
theophobia ‘ 
मनुष्य को ईश्वर के प्रकोप DEN देवभोति 
theoretical anthropolog 
सामाजिक नृविज्ञान की वह शाखा जिसके A oid नृविज्ञान 


एवं सिद्धातों का समीक्षात्मक ग्रध्ययन 


: frar 
में तथ्यो के स्थान पर तके rae 


को ग्रधिक Wea दिया नी 
therianthropic god 


RSNA पशुरूप देव 
कुछ धर्मों में देवी 


1 देवताओं की संकल्पना जिनका रूप मानव 
ar पशु का मिला-जुला स्वरूप हो, जैमे नरसिह रूप 
ह्‌ रू 


therianthropism 
नरपशु पुजा 


रूप मे देवता की संकल्पना या विश्वास जै 


र x A fez 
धर्म में गणपति या गणेश की पूजा। & 


theriomancy पश प्रावख्यापन 


पशुश्रों के द्वारा भविष्य कथन की प्रथा। इसमें जीवित तथा 
मृत दोनों ही प्रकार के पशुओं के द्वारा प्राकष्यापन करते हैं। इस 
विधि के अंगर्गत पशुश्रों के देखने, उनके क्रियाकलापों अथवा उनके 
at प्रत्यंगों के रूपाकार द्वारा भविष्य कथन किया जाता है। 
they-feeling परायापंत, तद्भाव 
अपनी ही जाति, aye ग्रथवा कबीले के अ्रतिरिक्‍त wea सभी 
लोगों के प्रति निरपेक्षता अथवा उदासीनता का भाव होता । 
दे० we feeling’ भी | 
they group पर समूह 
अपने समूह ग्रथवा समुदाय के श्रतिरिवत अत्य सभी के लिए 
सामुदायिक रूप से प्रयुक्त शब्द। 
ibe ə | कृषक, भूमि जोतने वाला, किसान 


वह व्यक्ति जो भूमि को जोत कर खेती करता cal 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, oa Lucknow | 


Digitized by Sarayu Foundation PUEN, Delhi and eGangotri 
20 


tjuringa (sacred stone) चुरिगा ( आस्ट्रेलिया ई) 
(=churinga) 
पत्थर या काष्ठ की वनी ग्रंडाकारवस्तु जिस पर बहुतमे अभिकल्प 
उत्कीणित रहते हैं तथा जिसे मध्य शर्ट्रेलिया की आदिम जनजातियां 
पवित्र मानतो हैं। उनकः विश्वास है कि यह किसी पूर्वज के भ्रलौकिक 
स्वरूप अथवा टोटेमी पुर्वज की आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है | 
इसे पवित्र तथा गोपनीय माता जाता है। 


toboggan रोवोरगन 
Zo ‘sledge’ भी । 
tomb slave तुंबनिहित दास, तुंबदास (प्राचीन मिस्र) 
मृत व्यक्ति के साथ दफनाए गए दास। प्राचीन मिस्र-वासी 
मालिक के शव के साथ उसके दासों को परलोक में उनकी सेवा- 
परिचर्या के लिए दफना देते थे। 


tom-tom टॉम-टॉम 
एक प्रकार का छोटा नगाज्ञ । 


tool family उपकरण वर्ग 
E ही प्रकार के उपकरण जिनकी कार्यगत विशेषता में किचित्‌ 
अंतर होता है । जैसे क्रोड अकमक शल्क, वटिकाश्म उपकरण, इत्यादि। 
torsion trap famea पाश 
7 
शक्ति के सिद्धांत पर आधारित पाश जिसमें डोरी को खींच 
ae हैं । जचोली डोरी को तानने से उसमें वल आजाता है और 
woe Red हो पाश MEZ पर गिरता है । इस प्रकार की यवित का 

प्रयोग नव AREN ~ an : Gg 
ग मानव धरती से जडे या रेशे निकालने के लिए भी करता रहा है | 
tortoise core (technique) कच्छप कोड (प्रविधि) 

च्छप 5 
प्रस्तर उपकरण को 

र र उपकरण बनाने की एक विधि जिसमें Year खंड से 
Ses कर उसे कुछ चपटा तथा किनारों का तक्षण कर 
यार करते हैं। फिर इस पर केवल एक प्रहार के 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ee 


Digitized by Sarayu roundation 120 Det Trust, Delhi and 6 


209 
GUT RR RTT तैयार किया 
चपटा होने के कारण कच्छप a l तयार क्रोड | 
इसे बनाने को विधि को की पीठ की oo eS र 


उत्तर श्रत्यंत नूतन काल wi दी गई है। 
बटिकाश्म के विकसित स्वर के ग्रवेविली, ऐशूली या सो 

त स्वरूप हैं। ay On या सोअन उपकरण 
ड तकनीक से बनाया m ह महारपट्ट तकनी | 
“गाया गया था। तकनीक या कच्छप- 

totem 

b उत्तरी श्रमरीफा के पश्चिमी Wa THe, टोटेम 
ग्रोडम' या 'डोडम' S © षो मे 
EF i म शब्द का प्रयोग प्रचलित 3 aw सियों में 
AR उसको भ्रवधारणा का @ जिससे टोटेम शब्द 


समुदायों तथा पश, 
किसी प्रकार के uae 
जाता है। ग्रनेक श्रादिवासियों का यह 
Ee ि वनस्पति थे श्रथवा किसी पूवे काल में उनका 
प्रथवा वनस्पतियों के साथ घनिष्ठ संबंध है Gh | 3 
श्रलौकिक संबंध के अनेक प्रत्यक्ष रूप हैं, जैसे a ae 
जाता, न तो उसे हानि पहुंचाई जाती है न नष्ट ai ह र 
बल्कि हानि से उसकी रक्षा की जाती है, उसके चि गरी i 
SW तथा घर की दीवारों पर बनाए जाते ह ao a 
उसके अनुयायी समुदायों के बीच अन्योनाश्रय का सवेष भी ग 


विश्वास है कि उनके पुर्वज 


है जिसके | 
जाता हैं जिसके अनुसार मनुष्य अपने टोटेम की रक्षा करते हैं ग्रौर | 

= नकी ेटेमी i GE es | 
टोटेम SIA । टाटमी समूह और वहिविवाह में घनिष्ठ संबंध है। i f 
फ़ज़र के अनुसार बहिविवाह का उद्गम टोटेमवाद में 


निहित हुँ । 


totemi गोटे 
ic clan टोटेमी कुल, टोटेमी गण 


ऐसे कुल जिनका एक हो टोटेम अ्रथवा गणचिह्ल प्रतीक हो । 
एक टोटेमी कुल के लोगों में परस्पर एकता, समग्रता तथा भावनात्मक 
संबध होते हैं। ये लोग एक ही 'टोटेम को पूजते हैं तथा जन्म; 
मृत्यु आदि विशेष अनुष्ठान एक साथ मनाते èl बहिविवाह इनका 
प्रमुख लक्षण है। J 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation 3189, Delhi and eGangotri 


ap 
totemism गेटेसवाद 
दे० ‘totem’ wt 


गणचित्न स्त 


totem pole p A : 
स्तंभ जिन्हें उत्तरी पश्चिमी अमरीका की जनजातियाँ अपने 


वे < SR FA, 
साभदायिक घरों के सामने लगाती हे । 4 STAAR नशक्रस के सभी 
टोटेमी प्रतीकों का चित्रण या TAT करत हैं; जिनमें बहुधा ऐति- 


णित होते हैं। 


touch taboo 
Zo ‘taboo’ भी । 
tournetie असि, चक्की, चाक 
मदभांड बनाने का चाक जिसका प्रयोग सर्वप्रथम संभवतः मिस्र 
में पूर्व-राजवंणियों के समय में किया गया था। यह चक्री की तरह | 
सरलता से. घूमता था जिससे भांडीं को आकार दिया जाता था। 


tow bridge रज्जु सेतु 
रस्सियों को गंथ कर बनाया गया पुल। आदिम जातियों द्वारा 
नदियों को पार करने कः यह सवसे प्राचीन साधन था। 
tradition परम्परा 
प्राकुलिपिक समाजों में तथा लिपिक समाजों में भी विचारों, 
fadi, रीतिरिवाजों, संसूचनाग्रों, तथा ज्ञान का हस्तांतरण एक 
पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अधिकतर मौखिक कथाओ्रों तथा उपदेशों 
i हारा किए जाने को प्रक्रिया को परंपरा कहते हैं । दीर्घकाल तक 
अपरिवर्तित रूप में प्रचलित रहने के कारण परंपरागत विचारों, 
विश्वासों, me को धर्म संबद्ध तथा पवित्र मान लिया जाता है 
A उनका उल्लंघन श्रवांछनीय ग्रथवा पाप समझा जाता है। 
traditional occupation पारंपरिक व्यवसाय 
पूर्वजों के व्यवसाय जिन्हें उनकी संतान ग्न्य सांस्कृतिक एवं 
सामाजिक परंपराओं की भांति ही स्वीकार करती है 
trait (culture) ° विशेषक (संस्कृति) 
संस्कृति के मोलिक तत्वो को विशेषक कहते हें । 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


_ RR 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, — | and eGangotri 


211 
trait complex 
संस्कृति विशेषकों का संबद्ध 
चाय-पान तथा यूरोपीय समाजों 
में पुजा। इस अकार उस विशेष नि 
सारी वस्तुएं व्यवहार, और आचरण sees (जैसे पूजा में कक 
उसे विशेषक संकुल कहा जाएगा ) यज्ञ ग्रादि को मिलाकर 
trans-culfuration 
दो संस्कृतियों के बीच संस्कृति पार-संस्कृतिग्रहूण 


दाः : क्‌लों 
प्रदान का पार-संस्कृतिग्रहण केहते ह्‌। इस प्रक्रम को ह Tera 
संस्कृतिग्रहण कहते हैं। l कुछ विचारक 


ते विशेषकों और सं 


~ 


° ‘acculturation’ भी | 
trawl net 
थैले के आकार का मछली पकड TURNT 
लिए तल पर भार लगा होता a ORE 
ह्‌ जब इसको खींचा जाता हे तब 
इसका मुह खुल जाता है ताकि मछलियां इसमें घस सके । 
tree worship वृक्ष पुजा 
एक व्यापक मिथक या विश्वास जिसके ग्रनसार वक्षों में मनष्य 
ग्रौर पशुश्रों की भांति ही श्रात्मा या ईश्वर का निवास होता है। 
वृक्षों का देवता समस्त वनस्पति ग्रर्थात्‌ खाद्य एवं उवरंता का देवता 
है। श्रत: घने बन प्रांत रोम में निवास करने वाले श्रार्यों के धर्मों 
में वृक्षों वे को महत्व दिया गया है। इनके सबसे प्राचीन 


दे० ‘sacred tree’ भी । 
tribal religion जनजातीय धमं, 
ग्रादिवासी धस 
सरल समाजों का धर्म जो दार्शनिक विवेचताग्रा श्रवा ताकिक 


mami पर आधारित न होकर पूर्वज आत्मा, ग्रामदेवता, 
तथा परम शक्ति या सर्वोच्च देवता में ATT विशवास पर निभ 


होता है | 


CC-0. In Public Domain. UP State Meah “701: Hazratganj. Lucknow ° 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
212 


tribal organization = जनजातीय संगठन 
सामाजिक संगठन की एक व्यवस्था जिसमें परिवार, गण, भिन्न 

पीढियां, वद इत्यादि सम्मिलित होते हैं। ळक एक जनजाति 

के लोग एक ही भूभाग के निवासी, समान भाषा-भाष a तथा समान 
संस्कृति के होते हैं। इतकी अंतरग एव बाह्य प्रशासन व्यवस्था एक 

ही केन्द्र से संचालित होती g| इनमें परस्पर एकता एवं सामाजिक 
एकवद्धता होती है। इनको समान सामाजिक परंपराएँ, रीति नीति 


वंशानक्रम, AR बंधुत्व प्रणाली होती है | 


tribe जनजाति, आदिम जाति, कबीला 

जनजातीय संगठत की सबसे वड़ो इकाई जैसे ओरांव, मुंडा, 

टोडा। यह एक ग्रंतविवाही समूह है। इसके सदस्यों में सामान्यतः 

स्तरण नहीं होता और सारे सदस्या का सामाजिक स्तर एकसा 
होता है। 


tutelary deity प्रभिरक्षक देवता 


कोई भी दैवी शक्ति, महात्मा इत्यादि जो किसी व्यक्ति श्रथवा 
स्थान के विशेष रूप से अ्रभिरक्षक होते हैं। 


twice-born fea 
fez समाज व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णो के 
लोग जिन्हें यज्ञोपवीत संस्कार को शास्त्रीय अनुमति होती है। 
twilled weaving (basketry) GAA FAA BLS, चटाईदार टोकरी 
game या चटाईदार करंड शिल्प की बुनाई जिसमें दो या 
अधिक तानों के ऊपर तथा नीचे से वाना ले जाया जाता है और 
इस प्रकार भिन्न-भिन्न चोड़ाई तथा विषम रंगों के मेल से विविध 
ye तैयार होते हैं। 
two pronged harpoon शूल हारपून 
ऐसा हारपून जिसका दंड नुकीला होता हैः और" जिसके दोनों 
किनारों पर खांचें बनी होती हैं। ग्रत: वह किसी पदार्थ में आसानी 
से प्रवेश कर जाता है पर उसे उससे निकालना कठिन होता है। 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 
ee pe 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


आरंभ में ये खांचे साधारण होती थौं परंत बाल ३ 
कंटीला MER दिया जाने लगा। थे ७३ में 
ग्रोर समानांतर' होते हैं। कभी-कभी ये एक दसरे 3 के दोनों | 
कभी एक-एक के अंतराल पर होते है। | के विपरीत और | 
type site | 
नसी पररूप स्थल, प्रकार 

__ किसी विशिष्ट प्रकार के उपकरणों को परापत करने के = 

जैसे, ओदी, शेतलपिरोनी तथा ग्रेवती चाक फलक उपकरणों को T 

E स्यात R RN को प्राप्त 


type specimen निदशं 
; DA प्ररूप निदर्श 
जिससे किसी एक प्रकार के उपकरणों के समूह को जाना जाए 
उसे प्ररूप frat कहते हैं; जैसे मष्टिकार | 
typological dating प्रारूपिक कल-निर्धारण 
काल निर्धारण की वह विधि जिसमें एक ही प्रकार की वस्तुग्रों- 
उपकरण अथवा अन्य हस्तक्ृतियों के निर्माणकाल का निर्धारण उनके 
सहसंबंध के श्रनुसार किया जाता है। 


U 
ubaid culture उबेद संस्कृति f 
3000 $o Jo से पहले मेसोपोटामिया की पुर्व कांस्य युगीन 
संस्कृति । 

ulo (ulu) ऊलो, TA 
खंडक जेसा एस्किमो चाकू जिसका फलक ग्रधंचंद्राकार होता है 

और जिसका प्रयोग रित्या घर के काम काज में करती हैं। 
ultimogeniture कनिष्ठाधिकार 
में छोटी. संतान- | 
संपत्ति अधिकार की वह विधि जिसमें सबसे छोटी संत d 


y ` > || 
ga या पुत्री को उत्तराधिकार प्राप्त हाता है | | 


l CHD/77—15 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, een Linon Lucknow : 


Digitized by Sarayu Foundatiosy rust, Delhi and eGangotri 


उमियाक, (एस्किमो) चर्म-नोका 

लकड़ी के ढांचे पर खाल चढ़ी एस्किमों जन की लंबी खुली नौका जिसे 
प्रायः चौड़ी पतवारों से चलाया जाता है। इसे बहुधा स्त्रियाँ खेती हे । 

तेलाभिषेक, अभिषेक 


umiak 


uction 
1, अभिषेक करने का कृत्य जो प्रतिष्ठान का प्रतीक है। 


2. रोगी पर तेल का लेप करना। यह उसको स्वस्थ करने 
का एक धामिक संस्कार है। 


unilineal descent एकान्वथिक वंशानुक्रम 


वंशातुक्रम की एक पद्धति जिसमें व्यक्ति को मातृ-कुल अथवा 
पितृ कुल किसी एक ही के साथ संवंधित माना जाता है और उसी 
के अनुरूप उसे अधिकार प्राप्त होते हैं। 
upper palaeolithic age उत्तरपुरापाषाण युग 
वह युग जो वर्तमान से लगभग 40 हजार (वर्ष पूर्व से प्रारंभ 
होकर 20 हजार वर्षो तक रहा। इसमें श्रौरिग्नेशी, सोल्यूती तथा 
मग्दाली श्रवस्थाएँ सम्मिलित हैं। इस काल में श्रस्थि, हाथीदांत 
तथा प्रस्तर के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। इस समथ के 
क्रो-मेन्यान मानव संभवतः पशुओं के चमड़े से बने कपड़ों का प्रयोग 
करते थे तथा प्रथम वार कला का निर्माण हुआ ar) इस यग में 
क्रोड से लंबे, सुगढ चाकू फलक के समान शल्क निकाले गए थे तथा | 
दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में गुहाचित्रो का निर्माण आरम्भ हआ था । | 
! 


urn burial कलश शवाधान 
y शवाधान को एक विधि जिसमें शव अ्रथवा उसकी अस्थियों 
का कलश भे रख कर प्रस्तर से या दूसरे कलश के मख को उस 
कलशं के मुख पर रख कर सील वंद कर दिया जाता aT I 


uterine descent ; 
à मातुक वशासुक्रम 


go ‘matrilineal? भी | 
पत्नी स्थानिक ग्रावास 


¢ 2५६ व्यवस्था का वह रूप जिसमें ,विवाहोपरांत दंपति 
T [र के समीप नया आवास स्थापित करते हैं। 


uxorilocal residence 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. d 


ES: ‘a ee 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, = | and eGangotri 
215 


५ 
valid marriage 
ऐसा वाह जो संस्कार विधि TA 
। Ee जो संस्कार अथवा mara विवाह 
हो एवं कानून द्वारा मान्य हो। 


yarve analysis 
L गरनुव्षस्तरी कालानक्रम 
>. अनुवर्षस्तरी तेथिकी 


स्थिर जलाशयों-जैसे ग्लेशियल दो 
९ ल झोल में x 
समय के वाषिक ग्रनक्रम 
क्र 


(चक्र) म महीन एवं खुरदुरी मिट्टी की एकांतर तहों बर 
तलछट के श्रध्ययन हारा समय का भ्रनमाप। र = 
वलया के APIA द्वारा वृक्षो की तिथि निर्धारित र वक्ष- 
तलछट की तहों के द्वारा 
जाता है । 


vegetative barrier द 
E A वनस्पति रोध 


| पेड़ पोधों श्रथवा झाड़ियों द्वारा प्राकृतिक रूप में थवा मानव 
द्वारा निमित maA | 


vengeance magic प्रतिशोध जाद्‌, 
प्रतिशोध ग्रभिचार 
प्रतिशोध लेने के लिए किया गया जादू टोना या ग्रभिचार | 
इसमें श्रभिचारक शत्रु को हानि पहुंचाने के लिए रोग, कष्ट, तूफान तथा 
मृत्यु का आवाहन करता है। * 
Zo “black magic’ भी । 

vicaricus participation अन्यदीय सहभागिता 
किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति अ्रथवा 

वस्तु के द्वारा स्थानापन्न कर प्रतिनिधान कराना । 


Í र a 
vicarious sacrifice प्रतीकात्मक बलि, प्रतिस्थानिक ae 
Ba os play Sy उसके 
किसी व्यक्ति, पशु या प्राणी की बलि ९ के bd iis ee 

प्रतीक स्वरूप की बलि चढ़ाता। जैसे जीवित पशु 


i} ` 
या अन्य पदार्थ के पशु का प्रतीकात्मक cae 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


i Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
216 


पतिस्थानिक निवास 


irilocal residence 
; नवस्थानिक व्यवस्था का वह रूप जिसमें विवाहोपरांत दंपति 
| नव 
करत 
| P परिवार के समीय नव आवास स्थापित हे a | 


Zo :matrilocal residence 
neolocal residence; 
patrilocal residence, 
uxorilocal residence’. भी। 


विक 
yiscerogenic need आतर आवश्य कता. 


प्राणी की शरीरजन्य परावश्यकताएँ, जैसे-भोजन, ARTA, काम, 
सुरक्षा आदि | 
visionary experiences दिव्य श्रनुभूति 
स्वप्न में यथार्थ की अनुभूति होना । ग्रभिचारक बहुधा इन 
अनभतियों द्वारा प्रेरणा प्राप्त करते हैं। 


visionary quest दिव्यदर्शन खोज 
दिवा स्वप्न, कल्पना अथवा स्वप्न में किसी समस्या का समाधान 

खोजना | 
viterous slip काचलेप, बर्तनों पर चमकदार लेप 


मदभांड पर किया गया चमकदार लेप जिससे भांड में रंध्रता 
त कम हो जाती है। यह काचिका रंग, रचना, भंगुरता तथा 
चमक में कांच की तरह होती है। 


Zo ‘fiance भी | 


yoluntary acculturation ऐच्छिक परसंस्कृतिग्रहण 


परसंस्कृतिग्रहण की अवस्था जिसमें एक समाज दूसरे समाज 
की संस्कृति के विशेषकों को स्वेच्छा से ग्रहण करता है। 


votive संकल्प-ग्रापत, समापित, 


संकल्पित, चढावे का, मनौती का 
Seer इच्छा श्रथवा कामना की पूर्ति के लिए संकल्पित । 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ण 


का 


; 217 
yotive object 


किसी इच्छा Wy तु 
SOT अथवा कामना को पूति के. ल्पित 
|) T 


| तु 
yotive dance Taaa कोई वस्तु । 
मनोती को पुति wi 
दारा किया गया के लिए a 
7 1 या i । 
z आनुष्ठानिक नृत्य। gers 
yotive offering 
संकल्प श्रपणं, 
किसी कामना की पुति = 
g त के लिए आनुष्ठानिकर ग्रषण 
कामना s | 
सा कामना को पूति के लिए वलि भेंट चढ़ाना। 
votive tablet 
सकल्प-ग्रपित पट्ट, संकल्प पट 
मनौतो पट्ट 
एक धामिक प्रस्तर चिद्वक जो किसो पवित्र शपथ को पूर्ति 
अथवा श्रद्धा का स्मारक होता है। $ 
W 
yar dance 
T युद्ध नृत्य 


प्रतीकात्मक रूप से युद्ध का प्रदर्शन करने वाला नृत्य। यह 
नृत्य जनजातियों द्वारा युद्ध की तैयारी अथवा विजयोत्सव मनाने के 
लिए किया जाता है। 


wedge कीलक, फन्नी 


लकड़ी या धातु का एक टुकड़ा जिसमें एक ओर पतली धार 
बनाई जाती है ताकि लकड़ी को चीरने या चट्टान को खंडित करते 
के काम श्रा सके। इसे लकड़ी या चट्टान की दरार में फंसा कर 
ama किया जाता है। 


we-feeling वयं भावना 


अपनी ही. जाति, समह अथवा कबीले को सभी लागा के प्रति 
्रपनेपन की भावना होना। 


-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation 1105, beh Trust, Delhi and eGangot यो: 


a —™ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


218 
वयं समूहः 
we group TER E nz 
अपने समह ग्रथवा समुदाय के लिए सामुदायिक रूप से प्रयुक्त शब्द | 
ird belief रहस्यमय भयावह विश्वास 
weir 


अ्रलौकिक जीवों अथवा Afi 
रहस्यमय, अतिप्राकृत एवे क जीवे प भचार 
तंत्र में भयावह विश्वास जिसमें meg प्रभाव होता हे । 
सिचन 
wet cultivation कृषि 
कृषि जिसमें धरती को आवश्यक नमी, जलाशया नदियों, नहरों 
और प्रपातों से सिंचाई द्वारा प्राप्त हाता हे 
wheel trap $, चक्रपाश 
तंतुओं से बने गोल चक्र में नोकदार लचीली wet को बाहर 
की और से धसा कर बनाया गया एक पाश। इसे किसी स्तंभ अथवा 
| वक्ष के साथ बांध कर शिकार के रास्ते में एक छोट गते के ऊपर 
रख दिया जाता हैं। जब शिकार, इसके ऊपर पैर रखता है तो उसकी 
नकीली छड़ें उसके मुलायम टखने पर गढ़ जाती हैं और पशु का 
अपने ग्रापको मक्त करने का प्रयास उसको और फंसाता जाता हे । 
| यह पाश पश्चिमी अ्रफ्रीका में पाया जाता है। 


इसका एक उदाहरण ्रलस्का में प्राप्त एक मत्स्य जाल है । 

इसमें जल धारा के वेग से एक चक्र घूमता है। इस चक्र में छोटे 

जाल तथा पात्र लगे होते sl जाल में मछलियां फंसकर संलग्न 
| पात्रों में गिरती जाती हैं। 

white magic उपकारी जादू, श्वेत जादू 

एक प्रकार का जादू जिसमें अलौकिक शक्तियों का प्रयोग 

दूसरों के हित के लिए किया जाता है। यह जादू सार्वजनिक अभि- 


विन्यस्त, सामाजिक रूप में स्वीकृत तथा वैध होता है। 


wicker work basket faza करंड 

लचीले वेंत की वुनाई जिसमें ताने या उसके आधार (टेक) 
स्थिर होते हैं और लचीले वानों को ताने के ऊपर ग्रौह नीचे की 
गर ले जाकर बुना जाता है। इसमें शतरंजी, चटाईदार और ग्रथित 
नमूने बनाने की विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


219 
wickiup 


1. मधुछत्ते के ग्राकार 
फोनिया, कोलाराडो, इदाहो, 
लोगों में पाई जाती 


(उत्तरी प्रमेरिडियन) 
कुटीर । यह कैलि- 
व्योमिग के शूशोन 


कौ घास को वनी 

नेवादा उटाहो 

l » उटाहो तथा 

है। 

2. उत्तरी अमरीकी इंडियनो a 

हन उतरी hi Fi असे; भ्रपाश द्वारा निमित घास 
ः मधु TOF कुटीर जो उनके प्रिय गरीष्म निवास होते हैं । 

2 ९ 
wind break 


वातरोध 
आवास का एक आदिम रूप जिसमें शाखाओं को 


गधी दी ~ i धरती में 
सीधी दीवाल को तरह अथवा ग्रधवृत्ताकार रूप में गाड दिया cE 
तथा झाड़-झंखाड़ एवं पत्तियों से ढक दिया जाता है । इससे तीब्र 
हवा और वर्षा में आश्रय मिलता है 


| ni y है । खानाबदोश जनजातियां इनका 
प्रयोग घरों के रूप में करती हैं । तस्मानियों (अब विलुप्त प्रजाति) 
aa, वुशमैन तथा ग्रमेरिडियन जनजातियों में इनका प्रयोग 
मिलता है। 


witch जादुई अभिचारी 
जादुई विद्या में निपुण व्यक्ति जो उस विद्या का उपयोग मुख्यतः 
अपकार के लिए करता हो। 


witchcraft जादूई ग्रभिचार, जादू-टोना 


विशेषकर हानि पहुंचाने के उद्देश्य से जादू का प्रयोग करना । 
witch doctor रोझा 


ग्रादिम समाज में व्यावसायिक अभिचारक जिसकी स्थिति 
Si fe eee 
जनजाति में शमन की भांति होती हैं; वह मता, तावीजों, जई 


वटियों और. टोनों-टोटकों द्वारा बीमारी ठीक करता, डाइनों का 


cS =? |] 
पता. लगाता भर अपकारी जादुई प्रभावों को दुर कहता ह 


छाल कनु 

wood skin canoe को छील कर 
: जौ 3 बर्च वक्ष की छाल ee 
वृक्षों की छाल, विशेष FC A e आखेंटक जनजातियों 


À fa a 
बनाई गई कनु जिसका प्रयाग उप-उत्तरध्रुवीय 
द्वारा किया जाता हैं। 


C-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


यशा 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
220 


word-magic शब्द प्रभिचार, शब्द जादू 


शब्दों के प्रयोग द्वारा किया गया जादू। एसा विश्वास है कि 
किसी विशेष ढंग से शब्दों के उच्चारण द्वारा किसी व्यक्ति ग्रथवा 

> 

वस्तु पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाला जा सकता हे । 
wrapped basketry वेष्टित करंड 
गंफित करंड का एक प्रकार जिसमें लचीले वाने ताने के नीचे 


और ऊपर से लपेट कर ले जाए जाते हैं। 


X 
xylography काष्ठोत्कोणंन कला 
लकड़ी पर उत्कीर्णन करने की कला | 
xylomancy काष्ठ प्रावख्यापन, 


शाखा प्राक्ख्यापन 


टहनियों अ्रथवा दूसरे लकड़ी के टुकड़ों के आकार तथा स्थितियों 
के अध्ययन कोरा प्राक्ख्यापन करना । 


Y 


yurt që 

Sale तथा वहुत-से दूसरे साइबेरियाई यायावरी समूहों का 

AAT डरनुमा ग्रावास | इसको लकड़ी के एक हल्के ढांचे पर 

नमद का तुब तान कर बनाया जाता है । यह मानव द्वारा विकसित 
सवस अच्छा सुबाह्य आवास है। ae पीपे के आकार का होता 


तथा इसकी छत गुंबदी होती है। दीवारें नरकल की बनी और ऊंची 
होती हैं। गुंबद का ढांचा लकडी का होता है। 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ee 2 


सिः | 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
221 


| 


Z | 


i 


zither 


जिवर 
खाखला नाद पट होता है 
इन तारों को झंकृत कर ध्वनि 
अवसरों पर बजाया जाता È 


एक वाद्य यंत्र जिसमें एक चपटा व खो 
जिसम 30 या 40 तारें लगी होती हैं 
उत्पन्न की जाती है। इसे बहुधा धामिक 


zoolatry 


पशुदेव-पुजा, पशु-पुजा 
धर्म का वह अंग जिसमें देवता के रूप में जीवित पशुओं को 
अथवा पशु आकार के देवताओं को पूजा जाता है। 


zoomor phism पशुत्वारोपण 
वह धामिक प्रकल्पना जिसमें देवी-देवताग्रों को पशु सदृश 
आकृति तथा गुण प्रदान किए जाते हैं। 


zootheism पशुदेववाद 
पश-देवताञ्ं में विश्वास | 


ae 


(०-0. In Public Domain. UP State Mri Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अंगभंग 

अंगांग 

WS 

अंडाकार हस्तकुठार 
अंडाकार हस्तकुठार 
अंतःक्रिया 

भ्रंत:सांस्कृतिक (अध्ययन ) 
अंत'सांस्कृतिक सूचकांक 


ग्रंतरा-ग्राद्र काल 
ग्रंतर्बनन 
अंतर्लयन 
ग्रंतविवाह 


ग्रंतहिमनदीय 
अंतहिमावर्ती 
अंत्येष्टि 
अंत्येष्टि 
अंधविश्वास 
अंशभागिता 
ग्रकाचित मृद्भांड 
अगम्यगमन 
ग्रगल्मा 
अगामंग 
अग्नि आखेट 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


सूचक 


mutilation 

Angang 

anda 

limande 

ovate hand-axe 

interaction 

cross cultural (study) 

cross cultural index 

(=Human Relations Area 
File) 

inter-Pluvial period 

interweaving (basketry) 

absorption (culture) 


endogamous marriage 
(=endogamy) 


interglacial 
interglacial 
funeral 
obsequy 
superstition 
participation 
bisque 

incest 
agalma 
agamang 


fire hunting ` c 


222 


अज. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अग्नि आरी 
परीक्षा 
पिस्टन 
पूजा 
बर्मा 
अग्नि हल 
ग्रग्राशन भेंट 
अनाचार 
अजीलियाई 
ग्रजीली 

ग्रडारो 

ग्रतिनूतन युग 
ग्रतिप्रकृतवाद 
ग्रतिप्रकृतिवाद 
ग्रतेन 

ग्रतेरी वेधनी 
ग्रतेथिक 

अत्यंत नूतन युग 
प्रदलेत 

अधरिका 
ग्रधमंजता 
ग्रधिजव 
ग्रधिदेवता 
ग्रधिमान्य विवाह 
अधिवुद्धि 
अधिवृद्धि सोपान 
ग्रधिष्ठात्‌ देवता 
अधिस्तरण 
अनंकित , 
अनाज पीटने की सांटी 


a 


अनारक 


223 


fire saw 

ordeal 

fire piston 

fire worship 

fire drill 

fire plough 
primitial offering 
incest 

azilian 

azilian 

adaro 

Pliocene epoch 
Supernaturalism 
supernaturalism 
aten 

Aterian point 
anhistoric 
Pleistocene epoch 
adlet 

labret 
illegitimacy 
superorganic 
high god 
preferential marriage 
aggradation 
aggradational terrace 
guardian spirit 
aggradation 
anepigraphic 
flail 

anarak 


C-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC 


अनासाजी (संस्कृति) 
अनुकारी जादू 
अनुकली संस्क्रति 
अनुक्रम काल-निर्धारण 
अ्रनुपुरापाषाण संस्कृति 
अनुप्रयुक्त तृविज्ञान 
अनुयान नौका 
अनुलोम विवाह 
अनुवर्षस्तरी कालानुक्रम 
अनुवर्षस्तरी तैथिकी 
अनुशल्कन 

अनुशोध 

अनुशोधन 


अनुष्ठान 
अनुष्ठान 

अनुष्ठान 

अनुष्ठान अथवा कर्मकांड से 
संबंधित 

अनुसंतति संबोधन 

अनुसूचित क्षेत्र 

अनुसूचित जनजाति 
अनुसूचित जाति 

अन्यदीय सहभागिता 
अन्यदेशी संस्कृति 
अन्योन्यक्रिया 

अन्योन्यता 

Way 

अपक्य मृदा 

अपरद 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


224 


Anasazi 

imitative magic 
adaptive culture 
sequence dating 
Epipalaeolithic culture 
applied anthropology 
cock boat 

hypogamy 

varve analysis 

varve analysis 
retouch 

(=secondary flaking) 
retouching 

retouch 

(=secondary flaking) 
rite 

ritual 

ceremony 

ritual 


teknonymy 
scheduled areas 
scheduled tribe 
scheduled caste 
vicarious participation 
alien culture 
interaction 
reciprocity 
descent 

afroid 

detritus 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


_ ` 


Digitized by Sarayu Foundation, Trust Delhi and eGangotri 


अपविल्लीक रण 

अपसारी विकास 

पाक पक्व 

पावन 

पाश वर्ग की भाषा 
agi भांड 
| 
| 


ग्रपाश 
ग्रप्रकट संस्कृति 


IAA वंशानुक्रम 
्रप्रत्याशित शकुन 
ग्रप्सरा 

ग्रफ्रिट 

ग्रफ्रीकी ग्रकॉडियन 
अबेविली (संस्कृति) 
ग्रवेविली उद्योग 
ग्रवेविबली द्विमुख (कुठार) 
प्रत्रेक्सस 

ग्रभिचार 

अभिजात्य 

अभितापन 

ग्रभिरक्षक देवता 
अभिरेखण 

अभिषेक 

अभिसरण (सांस्कृतिक) 
श्रभ्यंजन पटु 

्रमराती संस्कृति 
अमरीकी इंडियन 


अमरीकी विद्याविद्‌ 
प्रमासिग्राडो 


defilement 
hn 
profane 

Apache 

Apache 

Apulian ware 
covert culture 
(=implicit culture) 
indirect descent 
chance omen 
nymph 

afrit 

African accordian 
Abbevillian 
Abbevillian industry 
Abbevillian biface 
abraxas 

sorcery 

blue blood 
annealing 

tutelary deity 
agraffito 

unction 
convergence (cultural) 
anointing tablet 
Amratian culture 
American Indian 
(= Amerindian) 
Americanist 
amasiado 


-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


————— 


RRS क 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अ्मूतिपूजन 
अमूर्तिवाद 
अमेरिडियन 


अमेरिद जन 
अरंता 

अ्ररन्डा 

अर्थी 

अ्रधरचंद्राकार 
अधचंद्राकार फलक 
अर्धचंद्राकार वेधनी 
ग्रधेचंद्राकार हत्था 


अर्भक 
अलंकरणकला 
अलाफिन 
अलिखित 
अलौकिकतावाद 
ग्रल्यहा 
अवतरण 


अवतल खुरचनी 
अवतल क्षुरक 
अवतल क्षुरणी 
ग्रवतल चक्की 
अवतार 
अवतुम्ब 
अवमानवीय 
अवशोषण 
अवस्था 
अविवाह (प्रथा) 


ग्रवतल अम्मी (मलयालम) 


226 


aniconism 
aniconism 


Amerindian 
(=American Indian) 
Amerind (people) 
Arunta (=Aranda) 
Aranda (=Arunta) 
bier 

lunate 

crescentic blade 
crescentic point 
ansa lunata 
(=ansa cornuta) 
nymph 

decorative art 
Alafin 
anepigraphic 
supernaturalism 
alyha 

incarnation 

saddle quern 
concave scraper 
concave scraper 
concave scraper 
saddle quern 
incarnation 
catacomb 

infra human 
absorption (culture) 
age 

agamy 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
A ले इन कक ककक कक 1 


SS याक 


Digitized by Sarayu FOTO SS Delhi and eGangotri 


a 


श्रविवाहाी 
अव्यक्त क्रिया 
ग्रव्यक्त प्रकार्य 
अव्यवस्था 
अष्टवर्ग व्यवस्था 
(बंधुत्व) 
ग्रसभ्यावस्था 
ग्रसुर 

ग्रसुर नृत्य 
ग्रसुर पुजा 
असिचित कृषि 
ग्सिताश्म 
असीरी कला 
असीरी manie 
HAET 

ग्रस्त ग्रवक्षेपी 
अस्थाई आवास 
ग्रस्थि-कंट 
ग्रस्थि करनी 
ग्रस्थि कांटा 
अस्थि गृह 
अस्थि टेकुआ 
ग्रस्थि नोक 
ग्रस्थिपात् 
ग्रस्थि भस्म 
अस्थि शाला 
अस्थि शिल्प 
आंकड़े 
आंतरांगिक श्रावश्यकता 
आंशिक शवाधान 
आईंगा 


agamy 

latent function 
latent function 
disorganization 


eight class s 
Nship) 


Ystem 
savagery 

demon 

demon dance 
diabolism 

dry cultivation 
basalt 

Assyrian art 
Assyrian pottery 
acetta 

catapult 

temporary residence 
bone-hook 

bone spatula 
bone-hook 

ossuary (= ossuarium) 


bone awl 
bone point 


ossuary (= ossuarium) 
bone ash 

ossuary (=ossuarium) 
bone work 

data 

viscerogenic need 
fractional burial 


ainga 


-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


IS 


Digitized by Sarayu Foundation Jyst Delhi and eGangotri 


आइडोस 

आइन्‌ जन 
आउटरिगर 
आकस्मिकता 
आकस्मिकतावाद 
आकिनगुफ्‌ 
खेट अर्थव्यवस्था 
गम लिपि 
आगमी 

ग्राघात 

ग्राघात कंद 
ग्राघात शल्कन 
आटा प्राक्ख्यापन 
प्राडी आरी 
आतलातल 
आत्म-परिरक्षण 
आत्मसात्करण 
आत्मा 
आात्माहति 
ग्रादर्श 

आदात विधि 
आदि नूतन युग 
आदिम 

आदिम मानव 
आदिमवाद 
आदिवासी 
आदिवासी जातियां 
आदिवासी धर्म 
श्रादिवासी संस्कृति 
आ्ाय महाकल्प 
अग्य-संस्क्ृति 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


eidos 

Ainu people 
outrigger 
accidentalism 
accidentalism 
ochingufu 
hunting economy 
ogham script 
augur 

percussion 

bulb of percussion 
percussion flaking 
crithomancy 

rip saw 

atlatl 
self-preservation 
absorption (culture) 
soul 
self-immolation 
norm 

adat law 

Eocene epoch 
aboriginal 
primitive man 
primitivism 
aboriginal 
aborigines 

tribal religion 
aboriginal culture 
Archean era z 
proto-culture e 


5... 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 


229 
आधार TATA basic Postulate 
आधार बलि foundation sacrifice 
ग्राधार मानचित्र base map 
ग्राधार रेखा base line 
श्राधार सामग्री data 
ग्राताय जाल trawl net 
ग्रानुभविक ग्रनुसंधान empirical research 
ग्रानुवंशिक समूह genetic group 
आरतृष्ठानिक निग्रह ritual continence 
्रानृष्ठातिक भोज sacramental meal 
ग्रानुष्ठानिक हत्या ritual murder 
ग्रात्याथियन Anyathian 
ग्रॉब्सीडियन obsidian 
ग्रायु age 
maat age class 


=age group) 


( 
ग्राय श्रेणी 826 81908 
y (=age regiment) 


ग्रायु स्तरण age stratification 
श्रारा awl 
ग्रारेख प्राक्ख्यापन geomancy 

ग्रारेन aren 
ग्राराही पीढी ascending generation 
राड ard 

ग्राद्रैकल्प pluvial 

(=pluvial period) 

ग्रावास habitat ki 
ग्रावास (के नियम) residence (rules of) 
ग्रावासशाला 2 dormitory 

आवासी dormitory 

ग्रासंजन adhesion 

ग्राहनन percussion 


1 CHD/77—16 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
a —tS 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


इंद्रियानुभविक अनुसंधान 
इग्रोलिथ 

इग्ओोलिथिक काल 
इस्रोसीन युग 

इकधार फलक (चकमक) 


इपूटाक संस्कृति 


ईजियन संस्कृति 
ईश्वर केंद्रवाद 
ईश्वरवाद 

उच्चाटक प्रतिमावली 
उटजधर 

उत्कीर्णक 

उत्कोर्णक 

उत्कीर्णक क्षतचिह्व 
उत्कोर्णन प्रविधि 
उत्कीर्ण शिलापट्ट 
उत्तर पुरापाषाण युग 
उत्तल क्षुरक 

उत्तल क्षुरणी 

उत्तल खुरचनी 
उत्पादक जादू 
उत्संस्करण 

उद्भव 

उपकरण वर्ग 
उपकारी जादू 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ee 


230 


empirical resea rch 
eolith ; 
Eolithic period 

Eocene epoch 

backed blade (flint) 
igloo 

igululik 

ethos 

Jpiutak culture 
eskanye 

Aegean culture 
theocentricism 

theism 

apotropaic imagery 
bordar 

graver . 

burin (= graver) 
graver facet 

burin technique 

stele 

upper palacolithic age 
convex scraper 

convex scraper 
convex scraper 
productive magic 
acculturation 

descent. 
tool family e 


white magic 


उपकारी प्रेंतात्मा 
उपचार 

उपचार FA 

उपपति 

उपपति प्रथा 
उपसंस्कृति 

उपसमूह 

उपांत परसंस्कृति ग्रहण 
उपासना पद्धति 
उपासना वस्तु 
उपासना विधि 

उबेद संस्कृति 
उभयपक्षीय वंशानुक्रम 
उभयवंशी स्वजन 
उभयस्थानिक ग्रावास 
उभयस्थानिक आवास 


उभयस्थानिक विस्तृत कुटुंब 
उभयस्थानिक विस्तृत परिवार 
उमियाक 


उम्र 
उर्वरक जादू 
उवंरताकल्प 
उरवरता धरमकृत्य 
si पंथ 


उल्ब प्राकख्यापन 
उष: पाषाण उपकरण 
उष: पाषाण काल 
m 

ऊलो 

एंक 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


e 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


231 


benevolent Spirit 
Titual 
ceremonial 
cicisbeo 
cicisbism 
sub-culture 
sub-group 
marginal acculturation 
cult 
cult object 
cult 
ubaid culture 
bilateral descent 
bilinear kin 
bilocal residence 
ambilocal residence 
(=bilocal residence) 
bilocal extended family 
bilocal extended family 
umiak 
age 
productive magic 
fertility cult 
fertility rites 
fertility cult 
amniomancy 
eolith 
Eolithic period 
ulo (ulo) 
ulo (ulu) 
ankh 


RR SNS न न 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


एंगकॉक 

एंबर की लघु प्रतिमा 
एगओर्तसंक 

एकदेव पूजा 
एकपतित्व 
एकपतित्व प्रथा 
एकल समूह्‌ 
एकांतर पीढ़ी 
एकांतर वयन करंड 
एकांत साधक 
एकान्वयिक वंशान्‌ क्रम 
एकीकरण 
एकोकॉटल 

एकोमा जल कलश 
एक्रोलिथ 

एक्लाट 

एगपो 

We 

एग्वेल 

एडिटम 

एडोर्नो 

एतेबोले संस्कृति 
एथीरिया 

एबंग 

एमीरेह वेधनी 
एम्फोरा 

एयोटना 

एरिय्रोई 

एल्यूट 

एस्किमो चाक्‌ 
एंजनी 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


232 


angakok 

amber statuette 
Aornarssuk 
monolatry 
monoandry 
monandry 
allopatric 
alternating generation 
check basketry 
anchorite 
unilineal descent 
integration 
acocotl 

acoma water jar 
acrolith 

eclat 

agpo 

aigrette 

agwel 

adytum 

adorno 
Ertabolle culture 
aetheria (eetheria) 
abong 

Emireh point 
amphora 
aeotana 

Arioi 

Aleut 

ulo (ulu) 
Anzanite 


a 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
——— ll 


ऐंद्रजालिक 
ऐंपोरा 
ऐकीड्रोमिया रीड 


ऐंबिल-प्रनाक 

ऐच्छिक परसंस्क्रति ग्रहण 
ऐनिटो 

ऐप्लिक 

ऐबालोन सीपी 
ऐल्पहार्न 

(चकमक उपकरण) 
ऐश्यूली युग 

ऐश्यूली युग 

ऐश्यूली शल्क 

ओझा 

ओझा 

झाई 

झाई उपचार 
ग्रोरेंडा 

गरो 

ग्रोलाग 

ओल्डवी संस्कृति 
ग्रोष्ठ-प्राभरण 
्रौदी (चाकू फलक ) 


ोपचारिक 
ग्रौरिग्नेशी उद्योग 
ओरिग्नेशी युग 
आरिग्नेशी संस्कृति 
कंकड़ी प्राकख्यापत 
कंकतित मृदभांड 


PR दीदी 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


233 


conjuror 

Ampora 

amphidromia 
ambil-anak 

voluntary acculturation 
anito 

applique 

abalone shell 

alphorn 

Aceulean biface 


Acheulean epoch 

Acheulean age 
Acheulean flake 
witch doctor 
medicine man 
apotropaism 
apotropaic remedy 
orenda 

horde 

olag 

oldowan culture 
labret 

audi (knife blade) 
(=audi point) 
ceremonial 
Aurignacian industry 
Aurignacian epoch 
Aurignacian culture 
cleromancy 
combed pottery 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


कंटीला बाणाग्र 

कंटीला हार्पून 

कंडती 

कंदाकार क्षत-चिह्न 

कचीता 

कच्ची ईट 

कच्छप क्रोड (प्रविधि) 

कटार 

कट्ररता 

कठिन परीक्षा 

कनिष्ठाधिकार 

कतु 

कन्यात्रय 

कपाल नृत्य 

कपाली तावीज 

कपाली विरूपण 

कवजा 

कमान 

कमान बरमा 
करंड 

करंडकर्मी 

करंड पाश 

करंड पाश 

करंड शिल्प 

करोवरी 

कर्तन दहन प्रणाली 


कर्मकांड 
कर्मकांड 

कलगी 

कलश शवधधान 


234 


barbed arrow-head 
barded harpoon 
flail 

bulbar scar 
katchina 

adobe 

tortoise core (technique) 
cutlass 

fanaticism 

ordeal 
ultimogeniture 
canoe 

bride purchase 
scalp dance 

cranial amulet 
cranial deformation 
butt 


bow 
bow drill 


basket 

anasazi 

junket 

basket trap 

basketry 

corroboree 

slash and burn 
(=shifting cultivation) « 
observance 

ritual c 
aigrette ° 


urn burial 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ee 


— 


Digitized by A Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


कलावाश 
कशाघात 
कसीक 

कांचन 
कांटेदारबाणाग्र 
कांटेदार हार्पून 
कांस्य पट्टा 
कांस्य युग 
कांस्य युग बैरो 
कांस्य युग स्तूप 
कांस्य हंसली 
कांस्य संस्कृति 
काचलेप 
काचितीकरण 
काटा 

कानून 

कॉरिटा 


कार्बन तिथि-निर्धारण 


कार्य संरूप 

काल 

काल क्षेत्र 
कालानुक्रम 
कावात निवास 
काष्ठ पंचांग 
(प्राचीन डेनमार्क) 
काष्ठ पट्टिका 
काष्ठ WATT 
काष्ठाश्म 


काष्ठोत्कीर्गन कला 


किकिन-मिडन 


235 


calabash 

flagellation 

cacique 

glazing 

barbed arrow-head 
barbed harpoon head 
bronze collar 
bronze age 

bronze age barrow 
bronze age borrow | 
bronze collar 
bronze culture 
viterous slip 


` glazing 


katta 
law 
corita 


carbon dating ८ 
(=radio carbon dating) 


action pattern 

age 

age area 

chronology (prehistory) 
cavate lodge 

clog almanac 


batten 
xylomancy 
acrolith 
xylography 
kitchen-midden 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


_ ae NEN 


Digitized by Sarayu CE याच Delhi and eGangotri 
iJ 


किन्नर 

किरिच 

किवा 

किसान 

किसान 

कीलक 

कुंठित पृष्ठ क्षुरणी 
कुंठित पृष्ठ खुरचनी 
कुंडलित करंड रचना 
कुंडलित चंगरिका-कर्म 
कुंडलित टोकरीसाजी 
कुत 

क्‌ंदा 

कुक्कुट प्राक्ख्यापन 


कुटुंबबाद 
कुठार 
कुदाल 
कुदाल 
कुदाली 
कुदृष्टि 
कुदृष्टि 
HAST 
कुल 
कुलचिह्न 
कुल देवता 
कुलनाम 
कुल-प्रवेश 
कुल बंधू 
कुल बेर 
कुलबेर 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


_ NSS = 


centaur 

rapier 

kiva 

agriculturist 
tiller 

wedge 

blunted back scraper 
blunted back scraper 
coiled basketry 
coiled basketry 
coiled basketry 
lance 

bult 
alectyomancy 
(=alectromancy) 
familism 

axe 

hoe 

mattock 

ard 

jettatore 

evil eye 

Jettatura 

clan 

totem 

penates 
cognomen 
amphidromia 
clans-man 
blood.feud तर 
feud 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotr! 


कुल संपत्ति 

कुला 

कुलागत संपत्ति 
कुलाल चिक्कण-दंड 
कुल्हाड़ी 

कूदप्वां 
कूलटुरक्राइस 
कूवाद 

कच्छ परीक्षा 


कृत्य 


कुषिदास 

कृष्ण मुदूभांड 

कृष्य भूमि 

केद्र व्यक्ति 

केंद्र व्यक्ति पीढ़ी 
केल्छ (प्रजाति) 
केल्ट प्रजाति 
ker मृद्भांड 
केस प्रध्ययन पद्धति 


केस पद्धति 


कंटाकोम्ब 
कैटामारेन 
क॑म्पिनी उद्योग 
कैम्व्रियत काल 


237 


penates 

kula 
heit-loom 
archetto 

celt 
Coup-de-poing 
kulturkreis 
couvade 
ordeal 

Titual 

rapier 

agpo 

tiller 
agriculturist 
agriculture 
serf 
blackpottery 
arable land 
ego 

ego generation 
celt 

celtic race 
celtic pottery. 


case method 
(=case study method) 


case method 
(case study method) 


catacomb 


catamaran 
campignian industry 


cambrian period 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


कैयूर 

कोश्रा 

कोएंपशियो 
कोचिस संस्कृति 
कोणिक उत्कीर्णक 
कोणिक टांकी 
कोस्वकपेल संस्कृति 
कोर्‌दार सेल्ट 
कोर विभंजन 
कोराकोरा 

कोल्टर 

क्रय विवाह 

क्राल 

क्रास धनुष 
क्रियात्मक नृविज्ञान 
क्रियानिष्ठ अनुसंधान 
क्रेसवेली संस्कृति 
क्रोड 

क्रोड उपकरण 
क्रोड औज़ार 

क्रोड क्षुरक 

क्रोड खुरचनी 
क्रोमरी उद्योग 
क्रोमलेख 
क्रोमन्योन कला 
फिलंकर 

क्लेक्टोनी 
क्लैक्टोनी तकनीक 
क्लेक्टोनी प्रविधि 
क्वाकोउटूल 
क्वाकोउट्ल भाषा 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
ii 


238 


armlet 

coa 

coemptio 

cochise culture 
angle-graver 
angle-graver 
combe-capalle culture 
flanged celt 

hinge fracture 
coracora 

coulter (=colter) 
coemptio 

kraal - 

cross-bow 

action anthropology 
action research 
creswellian culture 
core 

core tool 

core tool 

core scraper 

core scraper 
cromerian industry 
cromlech 
cro-Magnon art 
clinker 

clactonian 
clactonian technique 
clactonian technique र 
kwakitul e 
kwakitul 


Digitized by Sarayu - Trust, Delhi and eGangotri 


fray 

क्वेटा भांड 
क्षत-चिह्ण 

क्षत गोदन 
क्षतांकन 

शुरक 

ad अध्ययन 
aa अध्ययन 
क्षेत्र अतुसंधान 
क्षेत्र कार्य 

aa पद्धति 
क्षेपणी-निहाई विधि 
खंडक 
खंडकाचन 
खंती 


खंती 

खंती 

खनन afte 
खननी 

खांचेदार क्षुरणी 
खांचेदार खुरचनी 
खांचेदार फलक 
खात निवास 
खात नोका 
खात नौका 
खाद्य संग्राहक 
खुरचनी 
खेतीबाड़ी 
खोंसनी 


गंडा ` 


239 


quipu 

quetta ware 
Scarification 
Scar tattoo 
cicatrization 
scraper 

area studies 
field study 
area research 


field work 
field method 


paddle and anvil method 


chopper 

crazing 
crotched stick 
(=digging stick) 
digging stick 

loy 

digging stick 
digging stick 
notched scraper 
notched scraper 
notched blade 
cayate lodge 
dug-out 
monoxylon (dug-out) 
food gatherer 
scraper 
agriculture 
dibble 

abraxas 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


गंडासा 
गठनहीन लोक संस्कृति 
गण 

गणचिल् 
mia स्तम्भ 
गतात्मावाद 
गदा यष्टि 
गर्त-घर्‌ 

गर्तवास 
गर्तवास-स्थान 
गर्भ गृह 

गहरा उद्भूत 


गिवर-गुनयाह्‌ 
गिल जाल 
गुंफित करंड 
गुणात्मक विशेषक 
गृप्त समाज 

गुफा मानव 

गुहा कला 

गुहा चित्र 

Ta समाज 
गृथना (करंड कार्य) 
गूरा 

गृहदेवता 
गेजेलशाफ्ट 

गेन्ना 
गेमाइनशापट 
गोग्रद्रा 

गोखरू 

गोदन 


240 


chopper 
amorphous folk culture 
clan 

totem 

totem pole 

soul loss 

ball-headed club 

pit dwelling 

pit dwelling 

pit dwelling 

adytum 

sunk relief 

(=cavo relievo) 
gibber-gunyah 

gill net 

plaited basketry 
qualitative trait 

secret society 

cave man 

cave art 

cave art 

secret society 

braiding 

goura (gora) 

lar 

gesellschaft 

genna A 
gemeinschaft 

goatta ° 
caltrop 
tatoo : 


७ 0-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


गोदना 

गोदने वाला 
गोफन 

गोफन श्रवक्षेपक 
गोलाश्म 
गोलाश्म-मृ त्तिका 
गोली-धनुष 
गोल्डन स्टूल 
ग्राम-पादरी 

ग्रीवा त्राण 
ग्रेवती संस्कृति 
ग्लेज करना 
घंटाकार मृद्भांड 
घंटीदार तरणक 
घंटीकास्थि प्राकख्यापन 
घूरा 

चंगाडम (मलयालम) 
चंचु श्राकार्‌ 
चंचु उत्कीर्णक 
चकमक 

चकमक 

चकमक श्रारी 
चकमक पत्थर 
चकमक शल्क 
चक्रपाश 

चक्राम करंड 
चक्री है 
चटाईदार बुनाई 
चटाई वयन 
चढ़ावे का 5 
चतुर्थ काल 


241 


tatoo 
tatooer 
sling 
catapult 
boulder 
boulder clay 
pellet bow 
golden stool 
parson 
gorget 
gravettian culture 
glazing 
bell beaker 
bell beaker 
astragalomancy 
kitchen-midden 
canoe 
rostro carinate 
beaked graver 
flint 
chert 
flint saw 
fire stone 
eclat 
wheel trap 
cycloid basketry 
tournette 
basket weave 
twilled weaving 
votive 
quaternary period 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 
| 
| 


SS 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


चपटी ace 
चमकाता 

qe 
(एस्किमो) चर्म-नौका 
चर्म नौका 
चाक 

चाक्‌ फलक 
चॉपर 
चिकनी मिट्टी 
चित्रलिपि 
चित्राक्षर 
चित्राक्षर 
चिरोकी 
चिरोकी भाषा 


चुरिगा 


चूलदार वेधनी 
चेंचू कवीला 
चेंचू जनजाति 
चोंचदार टांकी 
चोव बुवाई 
छत्ताकार मकबरा 
छत्ता कुटीर 
छत्ता मकबरा 
छाल कनु 
छाल नौका 
च्छ्द्र्क 
छिद्रवपन 
छिद्रवपित्र 
छरी फलक 


242 


flat celt 

glazing 

chert 

umiak 

bull boat 
tournette 

knife blade 
chopper 

clay soil 
hieroglyphic characters 
pictogram 
hieroglyphic character 
Cherokee 
Cherokee 
tjuringa 
(=sacred stone 
(=churinga) 
tanged point 
Chenchu tribe 
Chenchu tribe 
beaked graver 
dibble 

beehive tomb 
beehive hut 


beehive tomb 
wood skin canoe 


bark boat 

gimlet z 
dibble 

dibble a 
knife blade 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


NER 


rere अत्‌ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


छेनी प्रविधि 

oat 

जंगली 

जडाऊ काम 

जन 
जनजातीयता-क्षयण 
जनजातीय-धर्म 
जनजातीय संगठन 
जननिक समूह्‌ 
जन-संहार 
जनसांख्यिकी 
जनांकिकी 

जनेऊ 

जन्म प्रथा 

जन्म शकून 

जन्म संस्कार 
जयपत्र प्राक््यापन 
जलपात प्रकख्यपान 
जलोढ 

जलोढ निक्षेप 
जलोढ मृत्तिका 
जलोढ मैदान 
जलोढ TE 

जाति 

जातिकल्प समाज 
जाति व्यवस्था 
जाति संहार 
जादुई ग्रभिक्षार 
जादू 

जादूगरनी 


243 


punch technique 
chisel 


savage 

Savagery 

applique 

folk 
detribalization 
tribal religion 
tribal organization 
genetic group 
genocide 
demography 
demography 
sacred thread 
birth custom 
birth omen 

birth rite 
dephneomancy 
lecanomancy 
alluvial 

alluvial deposit (alluvium) 
alluvial clay 
alluvial plain 
alluvial cone 
caste 

quasi-caste based society 
caste-system 
genocide 

witch craft 

magic 

witch 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. 


Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


जादू टोना 

जादू टोता 
जानुनमन 

जिथर 

जीवजनन 

जीवन तत्व 
जीवत्वारोपण 
जीवन-चक्र संस्कार 


जीवन-शक्ति 

जीव पारिस्थितिकी 
जीववाद 

जीव समुदाय 
जीवात्‌ जीवोत्पत्ति 
जीवात्मा 

जीवात्मा हानि 
जीवाश्मन 
जीवाश्मी भवन 
जैन्स 
जैवसामाजिक 
जैविक उत्परिवर्तन 
जैविक कुटुंब 


जैविक परिवार 


ग्राफितो 

जाति समुदाय 
ज्ञानमीमांसा 
ज्योप्टाधिकार 
ज्योष्ठाधिकार नियम 
झाड़फ क 


244 


witchcraft 

spell 

genuflectoon (= genuflexion) 
zither 

biogenesis 

anima 

animism 
rites-de-passage 
(life cycle rituals) 
animus 

ethology 

animism 

biotic community 
biogenesis 

soul 

soul loss 
fossilization 
fossilization 

gens 

biosocial 

biologica] mutation 
biological family 
(=conjugal family) 
biological family 
(=conjugal family) 
sgraffito 

kin community 
epistemology 
primogeniture 

law of primogenitive « 
exorcism 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation W Delhi and eGangotri 


झीलघर 
झुंड 

झुनझुना 
झूम pfa 


टांकी 
टाकला 


टॉम टॉम 
टीन का पाव 
टेकुञ्चा 

en वेधनी 
टोकरी 
टोकरी जाल 
टोका 

टोंटेम 
टोंटेमवाद 
टोटेम स्तंभ 
टोटेमी कुल 
टोटेमी गण 
टोबोग्गन 
डमरू 
ZEATE 
डॉलमैन 
डॉलमैन मूर्ति 


लड 


डगी 


1 CHD/77—17 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


245 


, | 
lake dwelling : | 
horde 

rattle 


slash and burn 
(=shifting cultivation) 
graver 


foot plough 
(=taclla) 


। 
tom-tom | 
pannikin | 
awl 

tanged point 
basket 
junket 
chopper 
totem 


totemism 
totem pole 
totemic clan 
totemic clan 
toboggan 
drum 
diorite 
dolmen 
dolmen idol 
dinghy 
deme 

duk duk 
dubu 

delft ware 


devil 
(=satan) 


SS 


246 

डोंगी canoe ... 
डोंगी dugout 
डोबो dobo 
डोरसैट dorset 
डोरीदार मुद्भांड corded pottery, 
डयोरो dyoro 
ड इड druid 
ढक्‍्कनदार कलश canopic jar 
ढ्क्का drum 
ढोल drum 
तंत्री वाद्य stringed instrument, 
तंविरान tamberan 
तक्षण तकनीक burin technique 
तक्षणी burin 

(=grayer) 
तद्भाव they feeling 
तपस्वी ascetic 
तयासी संस्कृति tayacian culture 
तरंड float 

(=raft) 
तर्पण libation 
तर्पण oblation 
adar crypt 
तलस्थ सोरेन ground moraine 
तलस्थ हिमोढ ground moraine 
तलाक divorce 
तहखाना crypt 
ताबूत cist 
ताबूत sarcophagus 
तावूती कब्र cist grave 
ताम्रपाषाण युग chalcolithic age 


ताम्र प्रस्तर युग 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and 608150 


aeneolithic age 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
& 


Li 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, E and eGangotri 


ताम्र युग 

तारावाड 

तादेनोजी मंस्क्रति 

ताली 

ताली केद्र, कल्याणम्‌ 
(मलयालम) 

ताली बंधन प्रथा 

तावीज 

ताबीज़ 

तावीज 

ताश प्राकख्यापन 

तिकोना 

तिथिपतर 

तीर 

तुंब faa 


तृबदास 


तुंबनिहित दास 
तुलनात्मक प्रणाली 
तुलनात्मक मृत्तिका कला 
तुलनात्मक मुद्भांड 
ततीयक काल 

तृतीयक संबंधी 

तैथिक 

तेपंनियाई (संस्कृति) 
तैलाभिषेक 
त्विकोणिका 

थापी 

थोनियन ) 
दंतकथा | ~? 
zam 

दरबूका 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


247 


copper age 
taravad 
taradnosian culture 
tali 


tali-tying ceremony 


tali-tying ceremony 
amulet 

charm 

abraxas 
cartomancy 
gable 
almanac 
arrow 
simulacrun 
tomb slave 

tomb slave 
comparative method 
comparative ceramics 
comparative ceramics 
tertiary era 

tertiary relative 
chronology (prehistory) 
Tampanian (culture) 
unction 

gable 

batten 

chthonion 

Jegend 

dakhma 

derbouka 


` 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


दरांती 

दरांती 

दर्पण प्रावख्यापन 
दलाभ कुल्हाड़ी 
दलाभ-सेल्ट 
दलका 


aga 


दांपत्य॒स्ूलक कुटुंब 
दांपत्यमूलक परिवार 
दागने का लोहा 
दानव 

दाब प्रविधि 

दाब गल्कन 
दार्शनिक नविज्ञान 
लाता, 

दास 

दिनचर 

दिवाचार 

दिव्य अनुभूति 
दिव्य दर्शन खोज 
दीक्षण 


Y, ml 
4 
= 
=| 


Ah a 


दीक्षा संस्कार 
दीपशिखा प्राक्ख्यापन 


४41 . 
“a AD 
4 


धारी कुठार 


मट (मिट्टी) 
दुमुटिया छुरा 


दुराग्रह 


प्प्रकार्य 


OY ON oy 
A 


¢ 


wj 


oA ९ 


248 


scythe 

sickle 
catoptromancy 
pataloid celt 
petaloid celt 
daluka 

dowry 

conjugal family 
conjugal family 
branding iron 
demon 

pressure technique 
pressure flaking 
philosophical anthropology 
bill hook 

bordar 

diurnal 

diurnal 

visionary experience 
Visionary quest 

initiation 

initiation 

initiation rites 
lampadomancy 

drum 

double axe ~ 
loam 
drawknife 
fanaticism x 


a 


disfunction 
(= dysfunction) 


CC-0. In Public Domain: UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


4 


क 
| Digitized by Sarayu कुं. Trust, Delhi and eGangotri 


divine right 


दवी अधिकार | 
दोलाघात प्रविधि swinging blow technique 


dyadic group 


zz समूह 


Q 


249 

f दुहत्थी T सुराही amphora 
| दूषण defilement 
| देव deity 
| देवक fetish 
| देवक पूजा fetishism 
| देवत्व-प्राप्ति deification 
| देवत्वा रोपण deification 
| देव पूजा theolatry 
| - देव प्राकख्य़ापन theomancy 
| aq (प्रतीक) भक्षण theophagy 
| देवभीति i theophobia 
| देव मंदिर * shrine 
| देवर (विवाह) श्रधिकार Jevirate , 
| देवर (विवाह) अधिकार junior levirate 
| देवरूपवाद theomorphism 
| देवेली शवाधान niche burial 
| देववाणी प्रावख्यापन theomancy i 
| देव हत्या deicide | 
| देव हत्यारा deicide 
| देवोत्पत्ति मिथक theogonic myth Mt 
| देश निकाला banishment 
। देशीयता nativism 

देशीयतावाद nativism 
| देहाती bucolic 

दैत्य नृत्य demon dance 

दव हा aleatory 

=a > diviner 
द्वी fetish 
| 


C-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgani. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


250 
द्वि-अश्मक bilithon 
fea ससूह्‌ dyadic group 
fea twice born 
द्वितल नौका bireme 
द्वितीयक शल्कन secondary flaking 
हितीयक संबंधी secondary relatives 
द्विदंती bident 
द्विवधाभवन bifurcation 
द्विध्ुवीय प्रविधि bipolar technique 
द्विपक्षीय कुटंब bilateral family 
द्विपक्षीय परिवार bilateral family 
हिपाशिवक कंटक हारपून bilateral barbed harpoon 
द्विभाजन bifurcation 
द्विभाजन dichotomy 
द्विभाजी विलय bifurcate merging 
हिमृख औजार biface tool 
. द्विमुख उपकरण biface tool 
द्विविवाही bigamous 
द्रिशाखन bifurcation 
द्रिशूली हारपून two pronged harpoon हि 
द्विशूली हारपून double barbed harpoon 
द्विस्कंधषीय वेधनी double-shouldred point 
द्रैध एकान्वयिक वंशानुक्रन double descent 
oy (=double unilineal descent) 
8६ वशानुक्रम double descent 
+ =e (doubles unilineal descent) 
दध संगठन dual organization 
धनु bow ९ 
“द धनुष bow 
धर्म religion $ 
ay परिवर्तन proselytization 


(=proselytism) 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by R. Foundation Trust, Delhi and eGangotri_ 


SHES समाज 
धर्म-संगीत 
धर्माध 
धर्मांधता 
धर्मांधता 
धार्मिक कृत्य 
धूपदान 
ध्रौंकनी 
नवकारा 
नक्षत्र प्रावख्यापन 
नगर 

TTET 
नगाड़ा 

नजर लगाना 
नजूंमी 


नरत्वारोपण 
नरपशु पूजा 
नरभक्षण 
नरभक्षी 
नरभक्षी मानव 
नराश्व 

नरीय 

नलिका हत्था 
नवचंद्राकार 
नवपाषाण AN” 
नवप्रस्तर युग 
नवस्थानिक 'ग्रावासे 
नवान्न भेंट 
नांगा 


251 


Sacred society 

Congregation 

bigot 

fanaticism 

bigotry 

rite 

censer 

bellows 

kettle drum 
astromancy 
bourg 

kettle drum 
drum 

evil eye 

augur 

river terrace 
river terrace 
anthropomorphism 
therianthropism 
anthropophagy 
anthropophagus 
cannibal 

centaur F 
anthropic 
anga-a-tubetto 
lunate 
neolithic age 
neolithic age 
neolocal residence 
primitial offering 


panga 


CC-0. In Public Domain. UP State ene Lucknow . 


P 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhiand eGangotri 


नाओस 


नामलोतीय पूर्वज 
नालीदार भांड 
नाताकार खुरचनी 
निःसंगता 

fafaa शवाधान 
निक्षेप जाल 

निधाति प्रविधि 
निधरणाकार गोल क्षुरक 
निधरणाकार गोल खुरचनी 
निप्रवण फलक (चकमक) 
निमज्जन जाल 

नियंत्रित शल्कन 
नियमोल्लंघन 

निरपेक्ष काल-निर्धारण 
निर्देश शब्द ( वंधत्व) 
निर्मोक जादू 

निवासन 

निलंबित जाल 

निवाकर जादू 

निवास (के नियम) 
निषिद्ध जन 

निषिद्ध शब्द 

निषेध 

निहाई तकनीक 

नींव बलि 

नींव बलि 

नूपुर 

नूतन जीव महाकल्प 


naos 
serpent worship 

eponymous ancestor 
channelled ware 

nose scraper 

isolation 

flexed burial 

cast-net 

anvil technique 

keeled round scraper 

keeled round scraper 
battered backed blade (flint) 
dip net 

contiollled flaking 

delict: 

absolute dating 

term of reference (kinship) 
exuvial magic 

banishment 

la a-net 

aversive magic 

residence (rules of) 

taboced person 

taboo word 

taboo 

anvil technique 

foundation sacrifice o 
building sacrifice 

anklet ~ 
cenozoic era $ 
(=cainozoic or kainozoic era) 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


b 


Digitized by Sarayu =. Trust, Delhi and eGangotri 


ततनतम युग 
नकेंद्रिकवाद 
नृजाति इतिहास 
नुजाति केंद्रवाद 
नजाति केद्वित 
नजाति वर्णन 
नजाति विज्ञान 
नजाति विषयक 
नजाति वैज्ञानिक 
नजाति समूह 
नुजातीय समूह 


नृप 


नरूपता 


नेजा 
नैतिक द्वैत 
नैवेद्य 
नोग्रा 
नौकाकार्‌ 
पंचांग 
qa 
पंथ 

पंथ 
पंप-वरसा 
पके भांड 
पक्षी प्रस्तर 
पक्षी बाण 


` 


253 


holocene epoch. 
anthropocentrism 
ethno history 
cinocentrism 
ethnocentric 
ethnography 
ethnology 
enthnic 
ethnologist 
ethnic group 
ethnic group 
dance ritual 
anthropomorph 
anthropomorphism 
anthropomorphosis 
anthropomorphic 
(=anthropomorphical) 
spear 
leister 
ethical dualism 
oblation 
noa 
boat wright 
almanac 
cult 
denomination 
sect 
pump drill 
fired wate 
bird stone 
bird-arrow 


§ 
| 
? 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


धटल नोका 

पट्टिका हत्या 
पट्टीदार मुद्भांड | 
पत्नीस्थानिक आवास 
पतिस्थानिक ग्रावास व्यवस्था 
पतिस्थानिक निवास 
पत्र प्रावख्यापन 
परंपरा 

परकेंद्रिक 

परलोक 

परशु 

परशु 

परसंस्कृत जनजाति 
परसंस्कृति ग्रहण 
परसंस्क्रतिग्रहण स्थिति 
पर समूह 

परस्परता 

परांग 

परायापन 

परिदार 
परिवारवाद 
परिष्करण 
परिष्कार 
परिस्थिति विज्ञान 
परिहार 

परिहास संबंध 
पर्यनुकूलन 
पर्यावरणवाद 

पवन देवता 

पवित्र 

पचित्र पदार्थ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


254 


clinker boat 
ansa-a-nastro 
cordoned pottery 
uxorilocal residence 
patrilocal residence 
virilocal residence 
botanomancy 
tradition 

allocentric 
after-world 

halberd 

battle axe 
acculiurated tribe 
acculturation 
acculturation situation 
they group 
reciprocity 

parang 

they feeling 

family 

familism 
retouching 
retouching 

ecology 

avoidance 

Joking relationship 
acclimatization ° 
environmentalism 
air god 
sacred 
sacred object 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


— 


CC-0. In Public Domain. UP State 


Digitized by B Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पवित्र पात्र 
पवित्र पाषाण 


पवित्र वृक्ष 
पशु-उपासना 
पशकल्प 
पशुचारक 
पशुल्वा रोपणवाद 
पशुदेव-पूजा 
पशुदेववाद 
पशुपालन 
पशु-पूजा 

पशु घ्राक््यापन 
पशुरूप देव 
पांचा 
पाटजितान संस्कृति 
ES 

पाताल 


पाताल-देव 


याप-भक्षक 
पापमोचन बलि 
पापशोधन 

पायल 

पारंपरिक व्यवसाय 
पारका 

पारसंस्कृति ग्रहण 


पारिस्थितिक गतिशीलता 
पारिस्थितिक परस्परक्रिया 


255 


sacred vessel 
baetulus 
(=baetylic stone 
= baeutyl) 
sacred tree 
animal cult 
animal cult 
pastoralist 
zoomorphism 
_ zoolatry 
zootheism 
herding 
animal worship 
zoolatry 
theriomancy 
therianthropic god 
rake 
paopao 
Patjitanian culture 
patu 


ades 
(=hades) 


ades 
(=hades) 


sin eater 

sin offering 

expiation 

anklet 

traditional occupation 
parka 

transcultuation 


ecological mobility 
ecological interaction 


Museum, Hazratganj. Lucknow 


| स... 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


256 
पारिस्थितिक प्रवणता ecological gradient 
पारिस्थितिक संकेंद्रण ecological concentration 
पारिस्थितिक सहजीवन ecological symbiosis 
पारिस्थितिकी ._ ecology 
पारिस्थितिकी द्री ecological distance 
Usa क्रक a side-scraper 
पाश्व भरणी side scraper 
पार्ज्व खुरचनी side-scraper 
पाश्विक क्षेत्र marginal area (cultural) 
(सांस्कृतिक) (=lateral area) 
पार्सन parson 
पालक पिता foster 
पालकी litter 
पालत बनाना domestication 
पालवेर पंचायत palayer court 
पाषाण-देत्त peristalith 
पिजरा पाश cage trap 
पिकोटा picotah 
पिक्ट घर picts house 
पिछड़े वर्ग backward classes 
पिटक basket 
पितर manes 
पितर पूजा manism 
पितृ अधिकार father right 
पितृ कुल father sib 
पितृ तंत्र . patriarchy 
पितृनाम (व्यवस्था) patronymic 3 
मितृ-पूजा ancestor worship 
पितृवंधु agnatic kin 
पितृनंधु agnate = 
पितेवंधुता agnation 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu = | Trust, Delhi and eGangotri 


पितृभूमि 
पितृश्वसा अधिकार 
पितृश्वसा कुल 


पितुशवसा गोत्र 


पितृश्वसा संबंध 
पितृश्वसा स्थानिक प्रावा 


fra संबंधी 
पितुहंता 
पितृहत्या 
पिमिकन 
पिराउरा 
पिशाच 
` पिशाचवाद 
पीढी 
पतला प्रभिचार 
पुतला जाद्‌ 
पुनर्जन्म 
पुनालुश्रा 
पनीत 
पुरस 
प्रा-जलवायू विज्ञान 
पुराजीवी युग 
पुरातन 
पुरातन पूजा 
पुरातनवाद , 
पुरातनिक 3 
पुरातनिक धर्म 


पुरान्‌तन 
SN 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


257 


fatherland 
amitate 


amita-clan 


(=amita local clan) 
amita clan 
(=amita local clan) 
amitate 

amitalocal residence 
(=amitate local residence) 
agnate 

patricide 

patricide 
pemmican 
pirraura 

demon 

demonism 
generation 

effigy magic 

effigy magic 
reincarnation 
punalua 

sacred 

forefather 
paleoclimatology 
pa leozoic age 
archaic 
archaeolatry 
antiquarianism 
archaic 

archaic religion 


paleocene 


SSS ESE 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पुरानृविज्ञान 
पुरा-परिस्थितिविज्ञान 
पुरापाषाणकोलीन मानव 
पुरापाषाण युग 


पुरापाषाण युग 
पुराप्रस्तर युग 


पुरा-प्राणि विज्ञान 
पुरा-मानव 
पुरावस्तु 

पुराविद्‌ 

पुरावत्त 

पुरुष केंद्रित समाज 


परुष गृह 
तुरुष ग 


पुरुष-प्रधान समाज 
पुष्टिपत्र 

TUTE 

पूजा पद्धति 
पूजास्थल 

पूर्व कांस्य युग 
पूर्वज 

पूर्वज 

पूर्वज कल्प 

पूर्वज कल्प 

पूर्वज पूजा 

पूर्व पुराप्रस्तर युग 
पूर्वाचुकूलन 
पृथक्क्रत जनसमूह 
पेगंबर्‌ 


258 


paleo-anthropology 
paleoecology 
paleolothic man 
palaeolithic age 

(= old stone age) 

old stone age 

(= palaeolithic age) 
old stone age 

[= palaeolithic age) 
paleozoology 
palaeoanthropic man 
antique 

antiquarian 

legend 

androcentric society 
mens house 

(=club house) 
androcentric soceity 
muniment 

shrine 

cult 

shrine 

early bronze age 
ancestor 

forefather 

cult of the ancestors 
ancestor cult x 
ancestor worship 
lower palaeolithic age 6 
pre adaptation 9 
allopatric 

prophet 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


वैतुकनाम (व्यवस्था) 
वैतुक बंधु 

पैतुक बंधुता 

पैतृक वंशानुक्रम 


वैतृक सगोत्रता 
तेर हल 
वैलियोजोइक युग 
वैलियोसीन 
वोचो 
वोटलाश 
पोषक पिता 
| पोषण 
प्रकट प्रकार्य 
| प्रकट संस्कृति 
। प्रकट संस्कृत 
प्रकार स्थल 
प्रकार्य श्रनिवार्यता 
। प्रकार्यवाद 
प्रजनक 
| प्रजनन परिवार 
प्रजाति 
। प्रजाति चेतना 
प्रजाति-नूविज्ञान 
प्रजाति-पार्थेक्य 
| प्रजाति-पूर्वाग्रह 
। प्रजाति मिश्रण 
प्रजातिवाद 
प्रजाति विज्ञान 
प्रजाति-संपर्क 
ग्रजाति-संबंध 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by A Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


259 j 


patronymic | 
agnatic kin | 
agnatic kinship 
agnatic descent 

(= patrilineal descent) 
agnatic kinship 

foot plough (=taclla) 
paleozoic age 
paleocene 

poncho. 

potlach 

foster father 

nurture 


manifest function 


explicit culture 
overt culture |} 


type site 
functional imperative | 
functionalism । 
progenitor ; | 


family of procreation 


race 

race consciousness 
racial anthropology 
apartheid 

race prejudice 

race mixture 
racialism 

raciology 

race contact 

race relations 


७०७, <p जी 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


प्रजातीकरण 
प्रजातीय अंतर 
प्रजातीय उपद्रव 
प्रजातीयता 
प्रजातीय-दंद्र 
प्रजातीयन 

प्रतिकार 
प्रति-परसंस्कृतिग्रहण 
प्रतिफल 

प्रतिमान 

प्रतिमा पूजा 
प्रतिलोम विवाह 
प्रतिशोध अभिचार 
प्रतिशोध जाद 
प्रतिष्ठापन 
प्रतिस्थानिक बलि 
प्रतीकात्मक वलि 
प्रथम दृष्ट प्राक्ख्यापन 
प्रथम फल भेंट 

प्रथम रात्रि अधिकार 
प्रथा 

प्रथागत विवाह 
प्रभव परिवार 

geg निदर्श 

प्ररूप स्थल 

प्रलय 

प्रलेख 

प्रवाही जाल 
प्रस्तर-वृत्त 

प्रस्थिति (सामाजिक) 


प्रहार पट्ट 


260 


raciation 

race difference 
race riot 

racism 

racial conflict 
raciation 
retribution 
contra-acculturation 
retribution 

norm 

idolatry 
hypergamy 
vengeance magic 
vengeance magic 
consecration 
vicarious sacrifice 
vicarious sacrifice 
apantomancy 
primitial offering 
jusprimal noctis 


custom 


common law marriage 
family of orientation 


lype specimen 
type site 
cataclysm 
muniment 
drift net 


peristalith ®” 


status (social) 
striking platform 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by A Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 


प्राकृतावस्था 
प्राक्ख्यापंक 
प्राक्ख्यापन 
प्राक्ख्यापन' 

प्राकूशेले उपकरण 
प्राण 

प्राण तत्व 

प्राणवाद 
प्राणि-ग्रश्मविज्ञान 
प्राथमिक ग्रावश्यकता 


प्राथमिक शल्कन 
प्राथमिक समूह 
प्रायश्चित 
प्राूपिक काल-निर्धारण 
प्रार्थना-चक्र 
प्रार्थना-यष्टि 
प्रावरण 

प्रासक 

प्रासक गोफन 
प्रेत कल्प 

प्रेत छाया 
प्रेत-पुस्तक 
प्रेत-ज्योति 
प्रेत-पूजा 
प्रत-प्राक्ख्यापन 
प्रेतवाद 
प्रेतवाहक 

प्रेत विद्या 
प्रेतात्मा 
प्रेतावाहन अनुष्ठा 
1 CHD/77—18 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


261 


savagery 

diviner 
divination 
augury 
pre-Chellean tool 
animus 

anima 
animatism 
-paleozoology 
basic need 


. (=primary need) 


primary flaking 
primary group 
expiation 
typological dating 
prayer wheel 


prayer stick 

parka 

dart 

dart sling 

ghost cult 
apotropaism 

book of the dead. - 
ghost candel 

ghost cult 
necromancy 


_ eidolism 


conjuror 
necromancy 
apparitional soul 


seance 


OO 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


प्लव 


प्लाइस्टोसीन युग 
फंदा-पाश 

thet 

फन्नी 

फरटाइल क्रीसेन्ट 
फरसा 

फरसा 

फलक 

फलक उपकरण 
फलक क्रोड (चकमक ) 
फलकित कुंदा 
फलकित समंत 
फलभक्षी 
फलाहारी 

फाई 

फॉलसम संस्कृति 
फाली 

फावड़ा 

फीटिश 

फूक नली 

फ्रेटरी 
फ़िलन्ट-पाईराइट विधि 
फ़लूटिंग 

फ़लेंग्ड सेल्ट 
फ़लेल 

बंजुफल पेषणी 
बंधुता 

वंधुता प्रणाली 
वंधुता बद्ध समाज 
बंधुत्व 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


262 


float 

(=raft) ' 
Pleistocene epoch 
snare trap 

batten 

wedge 

fertile crescent 
battle axe 
halberd 

blade 

blade tool 

blade core 
facetted butt 
facetted butt 
fructivorous 
fructivorous 

fei 

folsom culture 
dibble 

mattock 

fetish 

blow gun 
phratry 

flint and pyrite method 
fluting 

flanged celt 

flail 

acorn grinder 
kinship 

kinship system © 
gemeinschaft 
kinship 


बंधुत्व ङ | 
बंधु भावना 
बंधु समूह्‌ 

बंसी कांटा 
बटिकाश्म उपकरण 
बटिकाशम औजार 
बह्‌, 

बंटर युग 

बरका 

बरमा 

वरमा 

बरेमीन युग 
वर्तन पकाना 
बर्बरता 

बर्बर संस्कृति 
बल्लम 
बल्ली-घर 
बल्लरी सेतु 
बसूला 

बहुंगी का लट्टा 
बहिःप्रजनन 
बहिविवाह 


बहुग्रंशक समूह 
बहुदेववाद 
बहुदेत्य पूजा 
बहुपतित्व 
बहुपति प्रथा 
वहुपत्नी-परिवार 
बहुप्रेत पूजा 
बहुभतवाद 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


1 
f 
263 | 


kinship terminology 
gemeinschaft 
kinship group 
fish hook 

pebble tool 
pebble tool 
Bedouin 

Bunter epoch 
baraka 

drill. 

gimlet 
Barremian epoch 
firing 

barbarism 
barbaric culture 
spear 


pile house 

liana bridge 

adze 

carrying beam 
out breedng 
exogamous marriage 
(=exogamy) 
phratry 
polytheism 
polydemonism 
polyandry 
polyandry 
polygynous family 
polydemonism. 
polydemonism 


. 


a LlLl—“— 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


बहुविवाह प्रथा - 
बहुविवाही परिवार 
बहुशीर्षी क्रोड 

बहु संस्कृतिवाद 
बहुपयोगी ओऔज्ञार 
बहुपयोगी उपकरण 
बाजीगर 

बाजूबंद 

बाडेरी मृद्भांड 

बाण प्राकख्यापन 
बॉन 

बारबोटीन 

बालुका रोध 

बालेर शक आभूषण 
बाल्सा नौका 

बॉसजेस 

बास्क जन 

बास्क भाषा 

बास्ट वस्त्र 

बिदुकित (मृद्भांड) 
बिचवई 

बिचोली 

बिरादरी 

बिरादरी 

बिवेडुंग (कन्या विक्रय) 
बिसस 

बीकर जन 

बीकर संस्कृति 


बुआ श्रधिकार 
बुआ का कुल - 


264 


`- polygamy 


polygamous family 
polyhedral core 


-cultural pluralism 


composite tool 
composite tool 
conjuror 

armlet 

Badarian pottery 
belomancy 

bon 


~ barbotine 


sand ‘bar 
baler shell ornament 
Balsa boat 
bosjes 
Basque 
Basque 
bast cloth 
punctate 
go-between 
go-between 
community 
kindred 
beweddung 
byssus 
Beaker folk 


Beaker culture 

(= Danubian culture) 
amitate 

amita-clan 

(=amita loca clan) 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ES 


|. उरी by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


बुआ स्थानिक आवास 


बुरूम्बी 

बुल नौका 

वुल रोरर 

aÑ 

बूमरेंग 

बेगार 

बेजा 

बेलनदार मुद्रा 
बेलनदार मुहर 
बेलबूटे का काम 
बेसाल्ट 

बैगे 

बेंड 

बैकानेलिया 
बोंगा, 
बोगावाद, 

बोला 

बोहियों 

व्याज प्रसूति 
बयूरित 

ब्राउनी 

ब्रेटन 

भल्ल प्रक्षेपक 
भविष्य कथन 
भविष्यवाणी 
भविष्य कथन, 
भस्मकलश 
(शव) भस्म-कलश 
(शव) भस्म-पाल् 
1 CHD/TI—19 


265 


amita local residence 
(=amitate local residence) 
burumbi 
bull boat 
bull roarer 
boucher 
boomerang 
corvee 
Beja 
cylinder seal 
cylinder seal 
arabesque 
basalt 
benge 
band 
bacchanalian 
bonga 
bongaism 
bola 
bohio 
couvade 
burin (= graver) 
brownie 
breton 
spear thrower 
prophecy 
prophecy 
augury 
mortuary vessel 
cinerary urn 
cinerary urn 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


EE eeee=~EaE——e—m—— eo s’{§$$_<__ LT, 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भांजा भ्रधिकार 

भांड 

भांड लेप 

भागग्रहण 

भाग्य पत्रक प्राक्ख्यापन 

भाला 

भिन्नशाखीय जाति 

भिन्नशाखीय स्वजन 

भूत विद्या 

भूतापसारण 

भूतेथिको 

भू-देवता 

भू-देवी 

भूमिका 

भूमिगत-मकान 

भूमिगृह 

भूमि जोतने वाला 

भूर्ज छाल 

भूर्जछाल नौका 

भोज 

भोज 

भोज पत्र 

भौतिक संपत्ति 

भोतिक-संस्कृति 

भ्रमि 

भ्राता-भगिनी-संतति 

'भ्राता-भगिनी संतति 
` विवाह 

भातृक वहुपति प्रथा 


भातृक संयुक्त परिवार 


266 


nephew right 
ware 

barbotine 
participation 
cleromancy 
lance 

collateral kin 
collaterial kin 
demonology 
exorcism 
geochronology 
earth god 

earth goddess 
role 

earth house 
crypt 

tiller 

birch bark 
birch bark boat 
junket 

feast 

birch bark 
corporeal property 
material culture 
tournette 

cross cousins 
cross-cousin marriage ळे 


adelphic polyandrye 
(=fraternal polyandry) 
fraternal joint family 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


prizes by Sarayu Foundation tet मिनी मिमी by Sarayu 


रातु तुल्यता 


मंगनी 

मंत्र 

मंत्र 

मंत्र 

मंत्रगान 

मंत्र प्रभाव 
मंत्रोच्चार 
मंदिर 

मकर श्रभिकल्प 
मग्दाली युग 
मटियाला भांड 
मणिबंध त्राण 
मत 

मतांधता 
मताग्रह 

मत्स्य जाल 
मत्स्य शल्कन 
मत्स्य शूल 
मत्स्यांत प्राक्ख्ापन 
मदनोत्सव 
मध्यपाषाण संस्कृति 
मनका 


267 


equivalence of brothers 


(or siblings) 
betrothal 
incantation 

spell 

charm 

chant 

spell 

chant 

naos 

alligator design 
Magdalenian age 
beige ware 
bracer 

cult 

fanaticism 
bigotry 

fish net 

fish scale flaking 
leister 
ichthyomancy 
orgy 

mesolithic culture 
bead 


Foundation Trust, Delhi and eGa 


मनका अलंक रण gorget 

HATET manyatta 

मनोती का votive 

मनौती पढ़ votive tablet 

ममी-कफन byssus 

ममीकरण mummification 

ममेरे--फुफेरे भाई बहिन - cross cousins i 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


मलबा 
मलोक 

मशक नौका 

मसीहा 

महत्तम वंश 
महापाषाण 
महापाषाण तुंब 
महाविप्लव 

महाश्म 

माउई 

माउपोक आखेंट 
मातुल कुल 

मातुल संवंध 

मातुल स्थानीय आवास 
मातृक वंशानुक्रम 


मातृक वंशानुक्रम 
मातृ-कुल 


मातृमोत्र 


मातृ तंत्नात्मक परिवार 
मातृतंत्रीय परिवार 
मातृनामी 

मातृबंधु 

मातृवंश 

मातृवंशी 


मातृवंशीय बंधुत्व 


मातृसत्ता 


aaa tet oe ete et aaa ae Tl LLL LAT 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


268 


detritus 

maloca 

bull boat 

prophet 

maximal lineage 
megalith 

dolmen 

cataclysm 

megalith 

Maui 

maupok hunting 
avuncu-clan 
avunculate 
avunculocal residence 
matrilineal 
(=uterine descent) 
uterine descent 
matriclan 

(= matrilineal clan) 
matriclan 

(= matrilineal clan) 
matriarchal family 
matriarchal family 
matronymic 
cognate 
matrilineage 
matrilineal 
(=uterine descent) 
matrilineal kinship* 
(=uterine kinship) 
matripotestal 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Ea 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


269 


मात्रात्मक विशेषक 
मानक 
मानव इंजीनियरी 


quantitative trait 
norm 


bio-technology 


(=human engineering) 


मानवक्रृति artifact 
(=artefact) 
मानवकृतीय anthropomorphic 
(=anthropomorphical) 
भानवत्वारोपण anthropomorphism 
मानव पूजा anthropolatry 
मानव-भूगोल anthropogeography 
मानवांत्र प्राक्ख्यापन anthropomancy 
भानवाकृति anthropomorph 
माना mana 
मारण ग्रभिचार enyoutement 
मारो maro (=malo) 
मार्जन प्रस्तर polishing stone 
मालो malo (mate) | 
mia-mia 
Ha Micoquian industry | 
मिट्टी का लेप barbotine | 
मिट्टी के वर्तन earthen ware | 
मिट्री चिकनाना (क्रि०) archetto | 
मिथक p fel: 
| mytholog 
| id a pardon 
| मिथ्या विज्ञान pseudo-science 
मिल्पा A milpa 
| faa विद्या Egyptology A 
| मिट्टी मोडता tempering (of ctay 
| wo 0 mallet 
5 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


मुंड आखेट 
मुक्त शल्कन 
मुक्ता प्राक्ख्यापन 
मुद्गर 

मुलम्मा प्रविधि 
मुष्टि कुठार 
मुष्टि कुठार 
मूतंचल संपत्ति 
मूर्तिका 

मूल आवश्यकता 


मल Ta 
मूल कुटुंब 
मूल परिवार 
मूल परिवार 
मूलवासी 
मूषक प्राक्ख्यापन 
मृतक भोज 
मृतकोपासना 
मृत्तिका कला 
मृत्तिका पत्तर 
मृत्तिका शिल्पी 
मृत्यु प्रथा 
हतस जत्य 
मुद्भांड 
मृद्भांड 

मेंड़ 


मेनारिक संबंध (तेलुगु) ` 


मेरवोक 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


270 


head hunting 
free flaking 
margaritomancy 
mallet 

annealing 

hand axe 
boucher 

tangible chattels 
figurine 

basic need 
(=primary need) 
nuclear family 
elementary family 
nuclear family 
elementary family 
autochthon 
myomancy 

feast for the dead 
cult of the dead 
ceramic 

clay slip 

ceramist 

death custom 
death dance 
ceramic 

earthen ware 
balk 

(=baulk) 


cross-cousin marriage - 


merbok 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized e Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri i 


मेरे 
मेसकालिरो 
मेंटिस 
मैकना 


मैग्लेमोसियन (संस्कृति) 


मैनहिर 

मैनिटू 

मोन 

मोन जन 

मोन वगं को भाषा 
मोनोलोस 

मोरेन 

यज्ञोपवीत 

यती 

यदृच्छावाद 
यमलोक 

ग्रायावर जनसंख्या 
यायावर जन-समूह 
an 

ठार 


कु 
न्‌त्य 


2 gal hf 


64 H ood 


A 
4 
AY 


योवनारंभ नृत्य 
रंग-भेद 
रंग-भेद 
रंगहीन गोदन 
WH 

रक्त ज्ञाति 

रक्त भ्रातृत्व 


271 


mere 

mescalero 
mantis 

macana 
Maglemosian 
menhir 
maniton 

Mon 

Mon 

Mon 

monaulos 
moraine 

sacred thread 
ascetic 
accidentalism 
after-world 
nomadic population 
nomadic population 
age 

battle axe 

war dance 
yurt 

bachelor house 
(dormitory) 


puberty dance 
colour bar 
apartheid 

scar tattoo 

borer 

blood kin 

blood brotherhood 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


रक्त संबंध 
रक्त संबंध 
रक्‍त संबंधी 
रक्‍त स्वजन 
रक्षाकवच 
रक्षात्मक जादू 
रज्जु सेतु 
रमल विद्या 
रहस्य पंथ 


रहस्यमय भयावह विश्वास 
रांपी 
'राजवंशगत 
राशि मणि 
रिस 

रीति 
रूक्षित ganie 

sf 

रूढिगत समाज 

र्रू 

रेक 

रेखीथ विकास 

रेपल 

रैनवसेरा 

लघु चकमक (उपकरण ) 
लघु ढाल 

लघुमूति 

लडलोवी युग 

लवण प्राक्ख्यापन 


अगम्यगमन 


लवण प्राक्स्यापन 


consanguinity 

blood relationship 
consanguineal relative 
blood kin 

periapt 

defensive magic 

tow bridge 

sortilege 


mystery cult 
(=secret cult) 


weird belief 
scraper 

dynastic incest 
birth stone 

riss 

observance 
rusticated pottery 
custom 

sacred society 
ruuruu 

rake 

linear evolution 
rappel 
dormitory 
pygmy flint 
buckler 

figurine 
Ludlovian epoch 


halomancy 5 
(=alomancy) 


alomancy 
(=halomancy) 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu a Trust, Delhi and eGangotri 


लवाल्वाई संस्कृति 
लातेन युंग 
लार 

लासो 
लिगोपासना 
लिमांडे 
लिस्टर 
लीनटू 
लूनेट 
लेविरेट 
लोक 

लोक कला 
लोक गाथा 
लोक गीत 
लोक ज्ञान 
लोक नृत्य 
लोक रीति 


लोक वार्ता 
लोक विधि 
लोक संस्कृति 
लोक समाज 
लोक स्वभाव 
लोकाचार 
लोबोला 
लौकिक 

वंश 

वंशक्रप 
वंशज 

वंश प्रंपरा 
वंशवृक्ष 

1 CHD/77—20 


(८-0. In Public Domain. UP 


. 273 


Levalloisian culture 
La-Tene epoch 
lar 

lasso 
phallicism 
limande 

lister 

leanto 

lunate 

levirate 

folk 

folk art 

folk lore 

folk song 

folk lore 

folk dance 


folk ways 
(=mores) 
folk lore 
common law 
folk culture 
folk society 
ethos 

ethos 
lobola 
profane 
lineage 
ramage 
descendant 
lineage 
ramage 


State a al Hazratganj. Lucknow 4 


I 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


वंशागति 
वंशानुक्रम 
वंशानुक्रमण 
वंशावली प्रणाली 
वंशावली पद्धति 
वक्र शल्क क्षुरिका 
वधू 

वधू शुल्क 
वनदाह कृषि 
वनपरी 

वन विहार 
वनस्पति प्राक्ख्यापन 
वनस्पति रोध 
वन्य 

वन्य मानव 
वयंभाव 

वयं भावना 

वयं समूह्‌ 

वय 

वयस 

वर दक्षिणा 
वरदान 

वर्गच्युत करना 
वर्गवोधक शब्द 
वर्जन 

वर्जना 


वर्णनात्मक बंधुत्व बोधक शब्द 


वर्ण भेद 
वर्तुल क्षुरक 
वर्तुल क्षुरणी 
वर्तुल खुरचनी 


274 


inheritance 
filiation 

filiation 
genealogical method 
genealogical method 
curved flake knife 
bride 

bride price 

brand tillage 
dryad 

junket 
botanomancy 
vegetative barrier 
savage 

feral man 
espirit-de-corps 
we feeling 

we group 

age 

age 

dowry 

baraka 

declass 


classificatory term (kinship) 


taboo 

taboo 

descriptive kin term 
colour bar 

round scraper 


round scraper 
round scraper 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


f 


| 


| 
| 
| 
| 
| 


z "या by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


वर्तुल मृद्हत्या 
वर्षाकारक ओझा 


वस्तु विनियम व्यवस्था 
वहिविवाह 


, वाग्दान 
वाग्दान 
वाण 
वाणाग्र 


वातरोध 
वातामकी शैल 
वातामी 

वातोढ मिट्टी 


वाद्य धनु 

वायु प्राक्ख्य़ापन 
वायुवाद्य यंत्र 
विकीयप 
विखंडन 
विगठन 
fanart 
विघटन . 
विघटन 
विजाति-प्रजनन 
विदल करंड 
विदारणी 
विधवादाय 
विधि 
विधिमान्य विवाह 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


275 


ansa-a-bastoncino 
rain maker 

barter system 
exagamous marriage 
(= exogamy) 
affiance 

betrothal 

arrow 

arrow head 
(=arrow point) 
wind break 
amygdaloid 
amygdaloid 
aeolian soil 
(=eolian soil) 


“musical bow 


chaomancy 
aerophone 
wickiup 
mutilation 
disorganization 
exogamy 
disintegration 
disorganization 
out breeding 
wicker work basket 
cleaver 

dower 

Jaw 

valid marriage 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


विपरीत वेशी 

विभेदी (जन) उवंरता 
विमोटन पाश 

विरक्त साधु 

विरचक 

विरचक उपकरण 
विरासत 

विरूपण 

विरोधी परसंस्कृति ग्रहण 
विलगन 

विलासोत्सव 

विलिगी आचरण 
विवाह्‌ 

विवाह-विच्छेद 

विवाह्‌ शुल्क 

विवाह संवंध 

विवाह संबंधी 

विवाह संस्कार 
विवाहार्थं सेवा 


विशिष्ट बंधुत्व, बोधक शब्द 
विशेषक 

विशेषक संकुल 

विसंस्करण 

विसंस्कृतीकरण 

विसरणवाद 

विस्तीर्ण शवाधान 

विस्तृत क्षेत्रीय पर-संस्कृतिग्रहण 
विस्तृत परिवार 
वृक्षकालानुक्रमिकी 


276 


berdache 
differential fertility 
torsion trap 
anchorite 
fabricator 
fabricator 
inheritance 
deformation 
antagonistic acculturation 
isolation 

orgy 

berdache 

marriage 

divorce 

marriage payment 
affinity 

affines 

marriage ritua! 
bride service 
(=suitor service) 
denotative kin term 
trait 

trait complex 
deculturation 
deculturation 
diffusionism 
extended burial ° 


acculturation 
° 


planitational 
extended family 


dendrochronology 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


० by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


` वृक्षदेवीय 
वृक्ष पूजा 
वृक्षवासी 
वृक्ष-संवर्धन 
वृक्षीय 
वृक्षीय सिद्धांत 
qada 
वृषभ गर्जनी 
वेदिका 
वेदी 
वेदी-शकुन विचारक 
वेधक 
वेधनी 
वेष्टित करंड 
वैयक्तिक विधि 
वैवाहिक 
वैवाहिक संबंध 
व्ययसी मन-विधान 
शंख-श्राभूषण 
शकुन 
शकुन 
शकुनज्ञ 
शकुन विचार 
शकुन विचार 
शतरंजी करंड 
शतरंजी बुनाई , 
शब्द श्रभिचार 
शब्द-जादू 
शमन 
शमन कल्प 

` शयन गृह 


CC-0. In Public Domain. UP State een as Hazratganj. Lucknow 


l 


277 


dendromorphic 
tree worship 
arboreal 
arboriculture 
arboreal 
arboreal theory 
gerontocracy 
bull roarer 
altar 

altar 

ariolist 

borer 

point 

wrapped basketry 
private law 
affinal 

affinal relationshi, 
sumptuary law 
spondylus 
omen 

augury 

augur 
divination 
augury 

check basketry 
basket weave 
word magic 
word-magic 
shaman 
shamanism 
dormitory 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


शर 
शर 

शलाकीय sat 
शल्क 

शल्क उपकरण 
शल्क संस्कृति 
शल्य 

शवद्वार 
शव-पेटिका 
शवयान 
शवस्तूप 
शवाघान 
शवाधान कलश 
शवाघान पात्र 
शवाधि उपस्कर 


शवाधि जादू 
शांताभिचार 
शाखा ग्राश्नय 
» शाखा प्राक्ख्यापन 
शिलापट्ट 
शिलामंडल 
शिलालेख 
शिलास्मारक 
शिल्पी 
शिविर वृत्त 
शीर्ष पट्टिका 
शुक्ति रेखांकित मृद्‌भांड 
शुद्धवंश क्रम 
शुभमणि 
शूल 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


OOO 


278 


dart 
arrow 

skew chiesel 
flake 

flake tool 

flake culture 
dart 

door of the dead 
sarcophagus 
bier 

burial mound 
inhumation 
burial urn 
burial urn 
grave furniture 
(=grave goods) 
mortuary magic 
apotropaism 
bough shelter 
xylmancy 

stele 

cromlech 
petrograph 
cromlech 
artificer 

camp circle ¢ 
fillet 

cardial potie. , 
blood line 
birth stone 
spear 


शूल प्रक्षेपक 

शूलाग्रे 

श्रृ ग-ग्रंकुश 

श्र ग-कुदाल 

श्रू ग-लली (उपकरण) 
श्रृ गवेत्र 

श्रृ गार-पट्टिका 
शैतलपिरोनी वेधनी 
शैतलपिरोनी संस्कृति 
शैतान 


शैलचित्र 
शैलमलवा 
शैलमलबा निक्षेप 
शैलाश्रय 

एवेत जादू 
षटकोणीय करंड 
संकल्प-ग्रपित 
संकल्प-्रपित पट्ट 
संकल्प TE 
संकल्पित 
संकुचित कुठार 
संकुचित शवाधान 


संकोणाश्म (कोने का पत्थर) 


संकोणाश्म निक्षेप 
संक्रामक जादू ' 
संगीत धनु 
संघ 

संघ भाव 
संघात बिंदु 


(०-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


a 


Spear thrower 
Spear head 
antler hook 
antler pick 


antler sleeve 


baton-de-commandement 
brow band 
Chatelperronian point 
Chatelperronian culture 
devil 

(=satan) 

petrograph 

scree 

colluvial deposit 

rock shelter 

white magic 

hexagonal basketry i 
votive 

votive tablet 
votive tablet | 
votive - | 
constricted celt | 
contracted burial | 
breccia । 
breccia | 
contagious magic | 
musical bow । 
gesellschaft | 
espirit-de-corps 

point of impact 


Se ae 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


संचय (सांस्कृतिक) 
संचयन (संस्कृति) 
संचयी भ्रर्थ-व्यवस्था 
संचित अस्थि शवाधान 
संजाति केन्द्रवाद 
संजाति केन्द्रित 
संजाति वृत्त 
संजाति समूह 
संतति 

संदिया . 
संपारिस्थितिकी 
संपाश्विकी ज्ञाति. 
संपाश्विकी स्वजन 
संप्रत्यात्मक (विचार) पद्धति 
संप्रदाय 

संप्रदाय 

संप्रदाय 

संबंधी 

संबोधन शब्द (बंधुत्व) 
संभ्रांत व्यक्ति 
संयुक्त धनुष 
संयुक्त परिवार 
संयोग 

संरचित साक्षात्कार 
संविन्यास 

संवृत्त समाज 

संवृद्धि वलय 

संस्कार 

संस्कार 

संस्कार 

संस्कृति ग्रभिकल्प 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


280 


accumulation (cultural) 
accumulation (culture) 
collecting economy 
bundel burial 
ethnocentrism 
ethnocentric 
ethnography 

ethnos 

progeny 

sandia 

synecology 

collateral kin 
collateral kin 
conceptual approach 
sect 

denomination 

cult 


kindred 
term of address (kinship) 


elite 

compound bow 
joint family 
aleatory 

structured interview 
configuration 
closed society 
growth ring 
sacrament A 
rite 

ceremony 
culture construct 


| 


+ 


Diatized by 38०00 raa TSO TEE जा 


S 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 4 


संस्कृति अभिसरण 
संस्कृति-उन्मुख 
संस्कृतिकरण 
संस्कृति केंद्र 
संस्कृति aa 
संस्कृति क्षेत्र 
संस्कृति ग्रहूण 
संस्कृति dz 
संस्कृति नायक 
संस्कृति नियतत्ववाद 
संस्कृति TET 
संस्क्रति-प्रसार 
संस्कृति लेश 
संस्कृति विज्ञान 
संस्कृति विज्ञानं संबंधी 
संस्कृति विशेषक 
संस्कृति वृत्त 
संस्कृति वैज्ञानिक 
संस्कृति-संकुल 
संस्कृति-संपर्क 
संस्कृ ति-संरूप 
संस्क्रति-संलथत' 
संस्कृति समांतर 
संस्थापन 
संस्थिति 

सकोटर Ace 
सगोत्र 

सगोत्रता 
सगोत्रता 
सनोमेनी युग 
सपाट चकमक 


| CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow. 


~ 


281 


Culture conve; gence 
Proto-culture 
enculturation 
culture centre 
kulturkreise 
culture area 
enculturation 
culture conflict 
culture hero 
cultural determin 
culture type 
culture diffusion 
culture strain 
culturology 
culturological 
culture trait 1 
kulturkreise 
culturologist 
culture complex 
culture contact 
culture pattern 
fusion of culture 
culture parallelism 
institutionalizatio:, 
configuration 
socketed celt 
sib. ° 
kinship ` 
sibship 
Certomanian epoch 
tabular flint 


bE 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


सप्राणवाद 
समतावाद 
समतावाद 
समतोलक 
समवाकी 
समरक्‍त 
स॒मरक्त कुटुंब 
पमरकक्‍त परिवार 
समरक्त समूह 
समरक्तता 
समर्पण नृत्य 
समपित 
समवयस्क 
समवयस्क समूह 
समवेतता 
समांतर विकास 
समाकलन 
समाघात शंकु 
समाधि प्रस्तर 
समानुभूतिक जादू 
समारोह 
समारोह 
समारोह परता 
सम्मिश्र कुटुंब 
सम्मिश्र धनुष 
सम्मिश्र परिवार 
समुदाय 

समुदाय अ्रध्ययन 
समुदाय विघटन 
समूह्‌ गति 

समूह गतिकी 


282 


animatism 
egalitarianism 
equalitarianism 
outrigger 
sambaqui 
consanguine 
consanguine family 
consanguine family 
consanguine group 
consanguinity 
votive dance 
votive 

age mate 

age-set 
congregation 
parallel evolution 
integration 

cone of percussion 
grave stone (=tomb stone 
sympathetic magic 
ceremonial 
ceremony 
ceremonialism 
composite family 
composite bow 
composite family 
community 
community study = 
community disorgdnization 
group dynamics 
group dynamics 


CC-0. In’ Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Dy 


— ANN ee eee ee ee NE Me > & SS 


| 
| 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


समूह्‌ गतिशीलता 
समूह-विवाह्‌ 

समूह समेकता 
सरोवर वास 
सरोवर वास-स्थान 
सर्वेभक्षी 

सर्वाहारी 

सर्वेक्षण 
सहपलायन 
सहप्रांगण 
सहभागिता 
सहभागी प्रेक्षक 
सहभागी प्रेक्षण 
सहभोज 

सहोदर (भाई या बहिन) 
सहोदर तुल्यता 


सांस्कृतिक अवशेष 
सांस्कृतिक ईथॉस 
सांस्कृतिक उत्तरजीविता 
सांस्कृतिक उद्विकास 
सांस्कृतिक एकीकरण 
सांस्कृतिक जडता 
सांस्कृतिक द्वीप 
सांस्कृतिक नृविज्ञान 
सांस्कृतिक teat 
सांस्कृतिक पश्चता 
सांस्कृतिक प्रतिस्थापन 


सांस्कृतिक प्रवाह 


सांस्कृतिक बहुलवाद 
सांस्कृतिक विविधता 


283 


group dynamics 

punalua 

group solidarity 

lake dwelling 

lake dwelling 
omnivore 

omnivore 

survey 

elopement 

dormitory 
participation 
participant observer 
participant observation 
communal feast 
sibling 

equivalence of brothers 

(or siblings) 

cultural survival 
cultural ethos 
cultural survival 
cultural evolution 
cultural integration 
cultural inertia 
cultural island 
cultural anthropology 
cultural change 
cultural lag 

cultural substitution 
cultural drift 
cultural pluralism 
cultural variation 


| CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


सांस्कृतिक विषय 
सांस्कृतिक सापेक्षवाद 
साइप्रेसी मृद्भांड 
सापेक्ष कालानुक्रम 
सामाजिक अनुशास्ति 
सामाजिक श्रभिवृत्ति 
सामाजिक एकीकरण 
सामाजिक नियंत्रण 
सामाजिक नृविज्ञान 
सामाजिक परिवतंन 
सामाजिक प्राधिकार 
सामाजिक व्यवहार 
सामाजिक संगठन 
सामाजिकं संतुलन 
सामाजिक संपर्क 
सामाजिक संस्कार 
सामाजिक संस्था 
सामाजीकरण 
सामुदायिक गृह 
सामुदायिक संगठन 
सारंगा 

सोरोरेट 

सार्वजनिक संस्कार 


साली विवाह ग्रधिकार 
सावधि विवाह 

सिंगार पट्टी 

सिंचन कृषि 

सिक्थ घ्राक्ख्यापन 
सिद्ध प्रेत 

faa 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


284 


cultural theme 
cultural relativism 
Cypriote pottery 
relative chronology 
social sanction 
social attitude 
social integration 
social control 
social anthropology 
social change 
social authority 
social behaviour 
social organization 
social equilibrium 
social contact 
social rite 

social institution 
socialization 
communal house 


community organization 


dugout 
sororate 
sacra public 


(= public sacrament) 


sororate 

term marriage 
brow band 
wet cultivation 
ceromoney 
familiar spirit 
sib 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 


i 
i 


| CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


सिवोंगा 
सीनोजोइक महाकल्प 


सीमांत क्षेत्र (सांस्कृतिक ) 


सीमांत पर संस्कृति ग्रहण 
सुन्दरी 

gaT 

सुरंग-कत्र 

सुवाह्य कलावस्तु 
सुव्यक्त संस्कृति 


सूक्ष्म पाषाण उपकरण 
सूक्ष्माएय उपकरण 
सूचक 

सूचना दाता 

सेप्ट 

सल्ट 

सेवा विवाह 

सैद्धांतिक नृविज्ञान | 
सैबिली 

सोन नदी (सोहून) 
सोन संस्कृति 
सोपाध्चिकु शाय 
सोपान कृषि 

सोपान शल्कन 
सोल्यूत्री युग 

सौतेला भाई 
सौरकेद्रित frat 
स्कंघास्थि प्राकख्यापन 
स्टिलबे संस्कृति ७ 
स्तनपायी युग, 


285 


sibonga 
Cenozoic era 


(= Cainozoic = Kainozoic era) 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


marginal area (cultural) 


(=lateral area) 


marginal acculturation 


nymph 

awl 

passage grave 
portable art 
explicit culture 
microlith 
microlith 
informant 
informant 
sept 

celt 


marriage by service 


theoretical anthropology 


Sebilian 

Soan (Sohan) 
Soan (Sohan) 
conditional curse 
terrace cultivation 
step flaking 
Solutrean epoch 
half brother 
heliocentric theory 
scapulomancy 
Stillbay culture 
age of mammals 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


स्तरक्रम विज्ञान 
स्तर-विन्यास 
स्तरिका 
स्त्रीप्रधान व्यवस्था 
स्थल-परीक्षण 
स्थानांतरित कृषि 


स्थानिक बहिविवाह 
स्थानीय बहिविवाह 
स्थिर घन प्रविधि 
स्थूण-स्थान 
स्थूणावास 

स्पर्श निषेध 
स्फटिक प्राक्ख्यापन 
स्लिंग 

स्लेज 

स्वच्छंद सहवास 
स्वजन समुदाय 
स्वजन समूह 
स्वजन समूह 
स्वजाति भक्षण 
स्वदेश 

स्वप्न राक्षसी 
स्वशाखीय 
स्वसूकता 

स्वसूक बहुपत्नी-प्रथा 
हंसिया 

हट्टी का काम 

हड्डी का टेकुभ्रा 
हड्डी की राख 

हत्या 


286 


straitigraphy 
straitigraphy 
straitigraphy 
matriarchate 
site analysis 
slash and burn 
(=shifting cultivation) 
local exogamy 
local exogamy 
block-on-block technique 
pile house 
pile house 
touch taboo 
catoptromancy 
sling 
sledge 
free unions 
kin community 
kin group 
kinship group 
cannibalism 
fatherland 
succubus 
lineal 
sororate 
sororal polygyny 
sickle 
bone work 
bone awl 
bone ash ° 
butt 

A 


# 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


eC a 


हत्या 
हल कृषि 

हलाक 
हस्तकुठार 
हस्तकृति 

हस्त बसूला 
हारपून 

हारपून प्रक्षेपणी 
हाशे 

हितकारी देवता 
हिमनद-गोलाश्म 
हिमनदन 
हिमनदन युग 
हिमनद-युग 
हिमनदीथ मलवा 
हिमनदीय मलवा 
हिम युग 
हिमानी युग 
हिमावतंन 
हिमोढ 


हृदयाकार हस्तकुठार 


हृदयाकार हस्तकुठार 


छा In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


287 


ansa 

plough agriculture 
halak 

hand axe 

artifact (artefact) 
hand adze 
harpoon 

harpoon thrower 
hache 

benevolent deity 
glacial boulder 
glaciation. 

glacial age 

glacial epoch 
rubble 

out wash 

ice age 

glacial age 
glaciation 
moraine 

cordate hand-axe 
(=cordiform handaxe) 
cordiform handaxe 
etiological tale 
hoe 

holocene epoch 


MGIPRRND—1 CHD/77—S2c. वा (N/S)—11-1-78—1000. 


PF 
PT शी 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri è 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ~ $ 


RSS SS WSIS SSIES ESI EN ET SR nan dng 


b C-0. In Public Domain. UP State Museu 
= is 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पी०ई०डी० 497 


SE 5 


> 1200 


प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, for रोड, नई दिल्ली-110064 द्वारा मुद्रित तथा हर 
प्रकाणन-नियंत्रक, भारत सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्‍ली-110054 द्वारा प्रकाशित । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow है 
rt TA ee ee ee a ee 


